





संस्कृत साहित्य 
1 
कानी 


लेखक 
उर्मिला मोदी 
एम. ए., बी. एड. 


संस्कृत वर्ष 
९९९९ - २००० 


॥\ 


विज्वविद्यालय प्रकाज्ञन, वाराणसी 


७११७ ति ^ #4 
,९। 


16011614] 


0 
(11)118 406 


158) : 81-7124-238-7 


प्रथम संस्करण : १९९९ ई० 


मूल्य : पचास रुपये 





प्रकाञ्क 
विश्वविद्यालय प्रकाशन 
चौक, वाराणसी-२२१ ००९१ 


मु्रक 
वाराणसी एलेक्ट्रोनिक कलर प्िण्टर्स प्रा० लि 
चौक, वाराणसी-२२१ ००१ 








संस्कत क्छी कहानी का ठेतिह्ासिक पल 


भारत एक महान्‌ देश है । इस देश कौ अपनी परम्परा ओर अपना इतिहास है । 
यह इतिहास बहुत लम्बा है । संस्कृत की यह कहानी इस महान्‌ देश के इतिहास ओर 
संस्कृति कौ कहानी हे । 

संस्कृत-साहित्य बहुत विशाल ओर अगाध है । उसकी यह विशाल राशि पीटी- 
द्र-पीदी से आगे बदरी । हरेक पीढी ने उसे कुछ-न-कुछ दिया । अतीत की ये पीडयां 
इतिहास में अलग-अलग युगों के नाम से की जाती हैँ । जिन युगो या पीढियों से 
होकर संस्कृत को यह थाती आगे बद़ी उन सबको जानकारी इतिहास की पुस्तकों से 
होती है। 

संस्कृत-साहित्य के इस विशाल इतिहास को यहाँ एक कहानी के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। सबसे पहले संस्कृत भाषा ओर उसके साहित्य से पाठकों का परिचय 
कराया गया है । उसके नाद वेद ओर वैदिक साहित्य की चर्चा की गयी है । फिर इस 
कहानी को ' रामायण", ' महाभारत" ओर अनेक काव्यो, नाटकों तथा कथाओं के रूपमे 
आगे बढाया गया है तथा किस तरह उसका क्रमशः विस्तार होता गया, इसकी जानकारी 
कराई गयी है। 


संस्कृत-साहित्य को इस लम्बी कहानी को इस पुस्तक में आठ भागों में विभक्त 
कर लिखा गया है । इसको लिखते समय यह प्रयत्न किया गया है कि संस्कृत-साहित्य 
में रुचि रखने ` वाले नये पाठकों को किसी तरह की असुविधा न हो । इतिहास कौ 
सीमांओं के भीतर कहानी को सरसता ओौर सुरुचि बनी रहे । इसलिए उसको नीचे लिखे 
आठ भागों मे विभाजित किया गया है । उनके नाम है- 


संस्कृत-साहित्य का मुख्य सन्देश 

वैदिक ओर वैदिकोत्तर काल 
संस्कृत-साहित्य के प्रेरणास्रोत 

कालिदास ओर उनका युग 

संस्कृत- साहित्य का उत्कर्षं युग 

संस्कृत की नीति-कथाेँ ओर लोक-कथाएं 
काश्मीर का अवदान : कल्हण 

८. उत्तर-कालीन संस्कृत-साहित्य 


संस्कृत साहित्य का क्रमशः जिस रूप में विकास हुआ, ये आठ विभाग उसके 
सूचक है । समय-समय पर उसमे जो नयी-नयी रुचियां ओर प्रवृत्तियों जुडीं ये उनका 


ग~ $< & ८५२, ८० 











| संस्कृत साहित्य को कहानी 


इतिहास बताते हैँ । संस्कृत-साहित्य की यह कहानी भारत के साहित्यिक नव-जागरण 
को जानकारी के लिए जितनी उपयोगी दै, .उतनी ही उसकी राजनीतिक ओर 
एतिहासिक जानकारी के लिए भी उपयोगी है । 


इस पुस्तक का उदेश्य इतिहास कौ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इतिहास तथा 
साहित्य के लिए रुचि उत्पनन करना है । जिन पाठकों के लिए यह पुस्तक लिखी गयी 
है उनकी रुचि का उसमें पूरा ध्यान रखा गया है । प्रत्येक युग की संक्षिप्त जानकारी देने 
के बाद उस युग के कवियों ओर लेखकों का परिचय दिया गया है । 

संस्कृत के इन कवियों ओर लेखकों को हुए आज सैकडों-हजारों वर्ष बीत 
गये । इसलिए उनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम बातें जानने को मिलती हैँ । फिर 
भी जो कुछ जानने को मिलता है उसे सिलसिलेवार लिख दिया गया हे । प्रत्येक लेखक 
तथा कवि के बारे में तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है । पहले उसके जीवन ओर 
समय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । उसके बाद उसने कितनी पुस्तक लिखी, 
उनके नाम दिये गये हैँ । इसके साथ ही हरेक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, इसकी भी 
जानकारी दे दी गयी है । इनके अलावा अन्त में प्रत्येक कवि की रचना पर दो-चार बातें 
लिख दी गयी हें । प्रत्येक कवि कौ कविता के बारे मे लिखते समय अपनी ओर से कम 
ओर उसको रचना में जो कुछ मिला है उस पर अधिक ध्यान दिया गया है। 


पुस्तक कौ सीमाओं ओर पाठकों की अभिरुचि को देखते हए संस्कृत-साहित्य 
कौ सभी विधाओं का समावेश करना यहाँ सम्भव न हो सका। फिर भी उसकी खास- 
खास बातों पर पूरा ध्यान रखा गया है । संस्कृत के वे सभी कवि ओर लेखक इस कहानी 
मे पढने को मिलेंगे, जिनको रचनाओं पर संस्कृत की यह महान्‌ थाती टिकी हुई है । 


इस पुस्तक में वेदों से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक की कहानी लिखी गयी 

है । पंडितराज उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य के सबसे बड़े कवि थे। वे मुगल सम्राट्‌ 

शाहजहां के दरबार मेँ रहते थे। वे आज से लगभग तीन सौ वर्ष पहले, सत्रहवीं शती में 
हुए । उनके बादं भी संस्कृत साहित्य कौ यह कहानी आगे बढती गयी । 


सत्रहवीं शती ईसवी से संस्कृत-साहित्य का आधुनिक युग शुरू होता है । इस 
युग को विशेष देन है यूरोप के देशों में संस्कृत-साहित्य का प्रचार-प्रसार । एशिया के 
देशों मँ कई सौ वर्षो पूर्व संस्कृत का प्रचार-प्रसार हो चुका था। बौद्ध धर्म ओर हिन्दू 
धर्म के सहारे वह वहां पहुंची । मुगल बादशाहों के समय उपनिषदों ओर संस्कृत की 
कथा-कहानियों के अनुवाद हुए। ये अनुवाद यूरोप तक पहुंचे । मुगल बादशाहों ओर 
उस समय के कुछ हिन्दू राजाओं कौ प्रेरणा से आयुर्वेद ओर ज्योतिष जैसे वैज्ञानिंक 
विषयों पर भी नये कार्य हृए। 


इस देश के राजनीतिक इतिहास से हमें मालुम होता है कि लगभग तीन सौ 
वर्षो तक यहां मुगलों का साप्राज्य रहा। उसके बाद शासन की बागडोर अग्रजो के 


संस्कृत कौ कहानी का एतिहासिक पक्ष \/ 


हाथों गयी । उन्होने भी लगभग ढाई-तीन सौ वर्षो तक यहोँ राज्य किया। छह-सौ वर्षो 
की लम्बी पराधीननता में भी संस्कृत-साहित्य कौ परम्परा क्षीण नहीं हुई । 


इस युग मे संस्कृत का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। संसार के प्राचीनतम भाषा 
परिवारों से उसकी तुलना की गयी । संस्कृत को संसार कौ सबसे पुरानी भाषाओं मे 
गिना जाने लगा। उसके विशाल साहित्य की ओर विदेशियों का ध्यान गया। संहिता, 
उपनिषद्‌, गीता, पुराण, धर्मशास्त्र, काव्य, नाटक ओर कथा-कहानियों के अंग्रेजी में 
अनुवाद हुए। अंग्रेजी के अलावा यूरोप कौ दूसरी भाषाओं मे भी संस्कृत कौ पुस्तकों के 
अनुवाद हुए। इस तरह संस्कृत कौ महान्‌ विरासत विश्व के कोने-कोने मे फेली। 
संसार के लोगों ने भारत को ज्ञानियों ओर पंडितो का देश स्वीकार किया। 


इस आधुनिक युग में संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य भी हुआ। इन 
इतिहास की पुस्तकों में संस्कृत के विशाल साहित्य कौ लम्बी परम्परा का अलग-युगों 
मे विभाजन किया गया है । उनमें यह दिखाया गया कि संस्कृत साहित्य की धारा किस 
रूप में जगे बढ़ती गयी । 

आधुनिक युग को इस माने में बडा महत्व दिया जाता है कि उसमें संस्कृत को 
नयी खोज हुई । इन खोजी लोगों में अंग्रेज, जर्मन, ओर फ्रैच लोगों का नाम पहले आता 
है । इस नयी खोज से संस्कृत का बड़ा हित हआ । इसके अलावा यूरोपीय साहित्य पर 
उसका बड़ा असर हआ। यूरोप के आधुनिक साहित्य के इतिहास में संस्कृत कौ इस 
खोज को “ पुनर्जागरण ' के नाम से कहा गया है । 


आधुनिक युग में संस्कृत का प्रचार-प्रसार होने के साथ-साथ उसका निर्माण भी 
होता रहा। उसको जो ऊचौ परम्परा चली आ रही थी वह भी इस युग में आगे ब्दी । 
उसको बढाने ओर बनाने का काम पुरानी पीटी के पंडित वर्ग ने किया। जिन लोगों का 
यह कहना है कि आज के जीवन में संस्कृत दूर हो गयी, वे भूल करते हैँ । देश के 
ओर-छोर तक आज भी सहस्रं विद्वान्‌ संस्कृत साहित्य के निर्माण में लगे हुए हैँ । आज 
भी एेसे विद्वानों की कमी नहीं है जिनकौ वाणी में कालिदास, बाण ओर भवभूति की 
कविता का नया रूप देखने को मिलता है । दक्षिण के श्रीनारायण भद्र आधुनिक युग को 
ही देन है, जिन्होने अकेले ९३ नाटक लिखे। इसी प्रकार श्री राधामंगलम्‌ शास्त्री को 
१०८ पुस्तकों का लेखक माना जाता है। काव्य-नाटकों ओर कथा-कहानियों के 
अतिरिक्त इतिहास, मनोविज्ञान ओर भाषा शास्त्र जैसे नये विषयों पर भी इसी युग में 
~ पुस्तके लिखीं गयीं । संस्कृत की पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित रचनाओं को देख कर भी 
संस्कृत को वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 

इस प्रकार अपने पुरातन में संस्कृत- साहित्य जितना विशाल ओर सजीव था, 
आज भी उसकी परम्परा बनी हुई है । जीवित ' का सम्बन्ध जीवन ओर विचारो से है। 
इस रूप में संस्कृत सदा ही जीवित रही है । आज भी इस राष्ट्र के साथ उसका अदूर 
सम्बन्ध है ओर उसकी भावनाओं को वाणी देने का कार्य कर रही है । 














४1 | संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


पुस्तक में कवियों के समय की चर्चा करते हुए सन्‌-सम्वतों का उल्लेख करना 
जरूरी था। पाठकों कौ सुविधा के लिए सभी जगह इईसवी-सन्‌ का प्रयोग किया गया 
हे । इसके साथ ही मोटे तौर पर सभी कवियों, लेखकों ओर पुस्तकों कौ गणना वर्षो में 


भी दे दी गयी है । इस रीति से पुस्तक को पाठकों पर इतिहास का भार बनने से बचाया 
गया हे। 


विश्वास है, संस्कृत-साहित्य कौ यह कहानी पाठकों को संस्कृत के विशाल 
साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करेगी। संस्कृत साहित्य हमरे देश की 
सभ्यता, संस्कृत, इतिहास, ज्ञान तथा विज्ञान को जानने का माध्यम हे। 


आशा है इससे पाठकों का मनोरंजन से अधिक ज्ञानवर्धन होगा। 


| 











विषय-क्रम 


अध्याय 


^ © ¢ ¢ ० ‰ < 


संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश 

वेदिक काल 

संस्कृत-साहित्य के प्रेरणा स्रोत 

कालिदास ओर उनका युग 

संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग 

संस्कृत की नीति-कथार्एँ ओर लोक-कथार्णँ 
काश्मीरका अवदान : कल्टण 

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य 


= 





पृष्ठ 


९२ 
९ 


७२ 
९९० 
२२८ 
९२५ 














१ 
संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश 


संस्कृत साहित्य ने इस देश को, विश्व को क्या सन्देश दिया, इसको जानने के 
लिए संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में जान लेना आवश्यक हे । संस्कृत भाषा का जन्म कब 
ओर कैसे हआ, वह आगे केसे बी ? इन बातों को जान लेने पर उसके महान्‌ सन्देश 
को सरलता से जान सकेगे। 

आज हमारे देश में कई भाषाएं बोली ओर लिखी जाती हैँ । उनके निर्माण तथा 
विकास मे संस्कृत का क्या योगदान रहा, इन बातों का उत्तर भी हमे यहाँ पटने को 
मिलेगा। संस्कृत भाषा की इस कहानी को पदते समय हमें अपने देश की उन पुरानी 
भाषाओं की भी जानकारी मिलेगी, जो अन नहीं रहीं । संस्कृत के द्वारा भाषाओं कौ यह 
थाती हमें कैसे मिली, इसकी कहानी लम्बी हे । 


संस्कृत भाषा | 

संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषाओं में गिनी जाती है। इस भाषा का 
"संस्कृत" नाम क्यों पड़ा, इसकी भी एक कहानी हे । 

आज से हजारो वर्ष पहले हम जिस भाषा को बोलते थे वह आज की भाषा से 
एकदम भिन्न थी । सबसे पहली बात यह है कि उस भाषा में रीति-नियम, कायदे-कानून 
कुछ नदीं थे। इस कारण अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करने के लिए हमारे सामने 
कई तरह की कठिनाइयों थीं। बोल-चाल के लिए एक एेसी भाषा या बोली नहीं थी, 
जिसको सभी प्रयोग में लाते। एेसी हालत में अगर हम अपने या किसी दूसरे के विचारों 
को आगे के लिए सहेज कर रखना चाहते तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। 

इस करठिनाई को दूर करने के लिए एक दिन देवता अपने राजा इन्द्र के पास गये। 
उन्होने इन्द्र से कहा, ' देवराज, हमारे पास कोई एेसी भाषा नहीं है, जिससे पटढाई-लिखाई 
हो सके। हमारे पास जो ज्ञान-विज्ञान ओर कला-कौशल है, हमारे जो विचार है, उनको 
सहेज कर रखने का कोई माध्यम हमारे पास नहीं है । इस समय हमें एक एेसी भाषा की 
आवश्यकता है जो सरल हो ओर सब लोग जिसका प्रयोग कर स्के ।' 

देवताओं कौ यह बात देवराज इन्द्र को भी पसन्द आई । उन्होने भी सोचा, बात 
ठीक ही है। अगर पढाई-लिखाई के लिए कोई भाषा न हुई तो एक युग के साथ उसकौ 
सारी देन भी मिर जायगी । उन्होने देवताओं को विश्वास दिलाया। उन्हें वापस कर दिया। 








वी 


र संस्कृत साहित्य को कहानी 


भाषा को इस कठिनाई को दूर करने के लिए देवराज ने सबसे पहले नियम- 
कानून बनाये । फिर उन नियम-कानूनों के सोचों मे उस समय की बोलियों को ढाला। 
उसके बाद भाषा के सारे प्रयोगो को निश्चित किया। 

इस तरह देवराज इन्द्र ने जिन नियम-कानुनों को बनाया उन्दँ ऋषियों को 
दिया ऋषियों ने उनको देखा । उन पर विचार किया। इसके बाद उन्होने भाषा के उन 
नियम-कानूनों का नाम दिया "एर व्याकरण" अर्थात्‌ इद्र के बनाये हुए नियम-कानून। 

इस तरह बोल-चाल के लिए एक भाषा बनी । उसको ऋषियों ने देवताओं को 
दिया देवताओं ने सबसे पहले उसका प्रयोग किया । देवताओं द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में 
आने के कारण उस भाषा का नाम पड़ा "देवभाषा" या "देववाणी '। क्योकि उसको 
व्याकरण के नियमों से बोधा गया था। इसलिए उसी को ' संस्कृत' नाम से भी कहा 
जाने लगा। "संस्कृत" उसे इसलिए कहा गया, क्योकि उसका संस्कार किया गया था। 
उसको मोजा गया था। उसको व्याकरण के नियमों से बोधा ओर ठीक किया गया था। 
इस तरह संस्कार कौ गयी भाषा को ' संस्कृत" नाम से कहा गया। 

एक सरल ओर सुगम भाषा बन जाने के कारण करई बातों की सुविधा हो गयी । 
किसी बात को याद करना ओर उसको लिखना सुगम हो गया। सबके बोलने ओर 
समञ्चने का भी एक जरिया निकल आया । 

तब से लेकर आगे की कई सदियों तक संस्कृत ही इस देश की भाषा रही 
उसी मे बोला गया ओर उसी मे लिखा भी गया। इस विशाल ओर महान्‌ देश की सारी 
पुरानी थाती संस्कृत भाषा में ही जीवित है । इस देश की कला, संस्कृति, साहित्य ओर 
ज्ञान-विज्ञान सभी कुछ संस्कृत भाषा के द्वारा ही आगे बढते रहे। 

आज अगर हम अपने देश का सुनहरा अतीत देखना चाहं तो वह संस्कृत भाषा 
मेही देखने को मिल सकता है। संस्कृत इसी माने में ही महान्‌ नहीं है । बल्कि 
इसलिए भी कि संसार की कुछ इनी-गिनी भाषां ही उसके समान दँ । इस माने में 
संसार के कुछ ही देश एसे है, जिनको भाषा में ज्ञान कौ इतनी भारी विरासत हे । 

एक युग था, जब संस्कृत इस देश कौ बोल-चाल कौ भाषा थी । सारे देश के 
लोग उसको बोलते थे। उसी में लिखते थे। सारा राज-काज उसी मे होता था। उसकी 
पटाई-लिखाई के लिए राज्य कौ ओर से प्रबन्ध था। एक पदा-लिखा ही नहीं, एक 
रथ हांकने वाला भी संस्कृत में बात करता था। जनता एकसाथ बैठकर संस्कृत के 
नाटकं को देखती ओर उनसे मनोविनोद किया करती थी । 

राजकाज ओर बोलचाल के अलावा व्यापार-व्यवसाय के लिए भी संस्कृत काही 
प्रयोग किया जाता था। न केवल भारत में, बल्कि बाहरी द्वीपो में भी उसे बोला-सम्ञा 
जाता था। व्यापार के लिए लेन-देन कौ बातें उसी में होती थीं । इकरारनामे उसी मेँ लिखे 
जाते थे। यह बहुत पुरानी बात नहीं । इसको बीते लगभग छः-सात सौ वर्ष हुए है । 

राजकाज, बोलचाल ओर व्यापार के अलावा एक समय वह इस देश कौ 
राष्भाषा भी बनी । तब जितने भी बड़े-बड़े काम होते थे उनमें संस्कृत का ही प्रयोग 








संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश ३ 


किया जाता था। संस्कृत एक युग में इस देश कौ रष्टभाषा थी । इसके कड प्रमाण आज 
विद्यमान है । शिलाओं, मदिरो, कलाघरो, स्तूपों पर जो लेख खोदे गये वे अधिकांश 
संस्कृत में ही हैँ । इनके अलावा जब किसी को कोई जमीन-जायदाद देनी होती, पद- 
उपाधि देनी होती, दान एवं भेट देनी होती तो उसे संस्कृत मे ही लिखा जाता था। इस 
प्रकार के संस्कृत में खुदे ताप्रपत्रों कौ संख्या सैकड़ों कौ तादाद में मिलती है । सारे 
अनुबंध पत्र भी संस्कृत मे ही लिखे जाते थे। इतना ही नही, सिक्तं पर भी संस्कृत मं 
ही लिखा जाता था। राज्य की सभी आज्ञाः आदेश भी संस्कृत में ही होते थे। इस 
प्रकार संस्कृत भाषा इस राष्ट का जीवन थी। हमारा धर्म, संस्कृति, हमारे सरे आचार- 
विचार उसी में है । इस देश के साथ उसका अदूर सम्बन्ध हे । 

संस्कृत भाषा आगे-आगे केसे बढ़ी, इसको भी एक कहानी हे। इतिहास को 
पुस्तकों मेँ उसके विकास को कहानी लिखी हुई है । इन पुस्तकों से हमे यह मालूम 
होता है कि हमारे देश में भाषा कौ दो धाराएं एकसाथ आगे बीं । भाषा कौ एक धारा 
तो जनवाणी से निकली । जनता की बोली के रूप में वह आगे बदी। इसको “लोक 
बोली ' अथवा ' लोकभाषा' कहा जाता हे। भाषा कौ दूसरी धारा उन विचारकों ने 
बहाई, जो लोक को कुछ नयी बातें देना चाहते थे। ये लोग ऋषि थे । उन्होंने जिस धारा 
को बहाया, उसे पढाई-लिखाई के लिए अपनाया गया। उसी को ' संस्कृत ' कहा गया। 
भाषा या वाणी की जो लोक-धारा थी वही नियमों से बंध कर साहित्य-धारा बनी । 

संस्कृत भाषा के जीवन मे एेसे भी अवसर आये, जब लोक भाषाओं ने उसको 
जगह लेनी चाही । लेकिन इसमें वे सफल न हो सकौँ । उसके दो बडे कारण थे। एक तो 
वह अपनी सीमाओं में बंधी रही, ओर दूसरे मे उसने जन-जीवन का साथ न छोडा। 

संस्कृत भाषा का इतिहास हमे बताता है कि वह हमेशा ही आगे बढ़ती रही। 
आगे चलकर एक समय एेसा आया कि जब उसके भीतर से दो शाखां ओर फूट 
पड़ीं । उनके नाम थे- प्राकृत ओर आज को भारतीय भाषाे। 

प्राकृत भाषा को लोक ने बहुतायत से अपनाया। साहित्य में भी वह उसी तीव्र 
गति से फैली । प्राकृत भाषा का पहला पंडित था वररुचि। वह उल्ञेन के राजा 
विक्रमादित्य के दरबार के नौ रों मे से एक थां। उसने बोलचाल कौ लोक बोली को 
साहित्य मे ढाला । संस्कृत के सभी कवियों ओर लेखकों ने उसको बड़ी प्रशंसा कौ । 

प्राकृत को साहित्य कौ भाषा बानाने का काम किया जनों ने। जनों का बहुत 
बड़ा साहित्य प्राकृत मे हौ लिखा मिलता है । धर्म ओर दर्शन की अच्छी पुस्तके उसी मे 
लिखी गयीं । जैन-साधु-सन्तों ने जनता के सामने जो उपदेश दिये वे भी प्राकृत में ही 
थे। जन भाषा या लोकबोली में होने के कारण उनको जनता ने अपनाया भी बहुत बडी 
संख्या मे। 

संस्कृत से अपने लिए बल ओर प्रणा लेकर प्राकृत भाषा बहुत बद । वह यहां 
तक बी कि एक दिन राजभाषा के आसन पर बेठ गयी । किसी समय गंगा-यमुना के 

दोआब के लम्बे चौडे भू-भाग की वह राजभाषा रही । 

















न्प संस्कृत साहित्य को कहानी 


प्राकृत कौ एक शाखा पालि नाम से सामने आई । यह भी उस युग की लोक भाषा 
थी । तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के लिए इसी भाषा को अपनाया । बुद्ध ने जो उपदेश 
दिये थे उनको जिन पुस्तकों मे लोगों ने एक जगह किया उन्हे  त्रिपिटक' नाम से कहा 
जाता है । 'त्रिपिरक' अर्थात्‌ बुद्ध को वाणियों के तीन पिट । वे पालिमें ही हें । 

प्रियदशीं राजा अशोक हमारे इतिहास के अमर रत्र हँ । वे राजा ही नहीं, 
राजाओं के भी राजा थे। इसलिए उनको ' सम्राट्‌' कहा जाता था। अशोक ने पालि भाषा 
को बढाने मे बहुत मदद कौ । उन्होने उसको इसलिए अपनाया कि जनता उसको बोल 
ओर समञ्च सकती थी। मगध जहो कि उनका राज्य था, वहां की वह राजभाषा रही । 
मथुरा ओर उजैन में भी वह बोली जाती थी। देश के चारों कोनो ओर सुदूर नेपाल तक 
राजा अशोक के लेख पालि भाषा मे ही खुदे हए मिले हैं । 

पालि भाषा का नाम आज भी जीवित है । वह इसलिए कि उसमें बहुत साहित्य 
लिखा गया। बौद्धधर्म का सारा साहित्य उसी में है । जिस तरह जैनियोंँ ने प्राकृत को 
उसी तरह बौद्धो ने पालि को अपनाया। 

प्राकृत का तीसरा रूप अपभ्रंश हे। अपभ्रंश भाषा एक एेसी कड़ी है, जो पुरानी 
ओर नयी भारतीय भाषाओं को जोडती है । छठी शती से बारहवीं शती के छःसौ वर्षो 
तक अपभ्रंश भाषा का अच्छा विकास हुआ। वह जनता की भाषा रही । लेकिन इन छः 
सौ वर्षो के भीतर उसमें कई पुस्तके लिखी गयीं 

गुजरात कं प्रतिहार राजाओं ने इस जन बोली को बढावा देने मे बहुत मदद 
को । उसके बाद दिगम्बर जैनियो ने भी उसे अपनाया। उसी से हिन्दी का जन्म हुआ। 

इसन तरह संस्कृत भाषा कौ विरासत आगे बढती रही । जन बोलियों ओर उनके 
साहित्य को उसने प्रेरणा दी। आज की अनेक जन बोलियों ओर चौदह भारतीय 
भाषाओं के रूप में संस्कृत का सम्बन्ध बना हुआ है । 

हमे मालूम है कि हमारे देश में अनेक धर्मो ओर पंथों के लोग रहते हैँ । उनकी 
अपनी-अपनी भाषा है । उत्तर से लेकर दक्षिण तक ओर पूरब से लेकर पश्चिम तक 
इस विशाल देश के भीतर कई भाषाएँ बोली जाती हैँ । इन सभी भाषाओं का अपना 
साहित्य हं । इन सभी भाषाओं ओर उनके साहित्य पर संस्कृत का गहरा असर है । यह 
असर आज भी वैसा ही बना हुआ है, जैसा कि पुराने समय मेँ था। 

संस्कृत को भारतीय भाषाओं की माता कहा जाता है। संस्कृत ने ही उनको 
जन्म दिया। संस्कृत से प्रेरणा ओर बल लेकर वे आगे बदीं। उन्होने संस्कृत को 
विरासत को आगे बढ़ाया। संस्कृत भले ही आज पुस्तकों के भीतर बन्द हो गयी, 
उसके बोलने वालों की संख्या धरती पर आज घटती जा रही है । लेकिन उसने अनेक 
भारतीय भाषाओं को जन्म देकर अपनी सारी थाती उन्हे दी है । संस्कृत कौ इस महान्‌ 
थाती को बढाने ओर फैलाने वाली भाषाओं के नाम है-- हिन्दी, पंजाबी, काश्मीरी, 
सिन्धी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम ओर 
कन्नड । आज हमारे देश कौ ये मुख्य भाषाएं है । इनके अलावा भी हमारे देश के ओर- 











संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश ५ 


छोर तक बोली जाने वाली अनेक जन बोलियां है । 
इस तरह सुदूर अतीत से आज तक इस देश के जन-जीवन का संस्कृत के साथ 
अटूट सम्बन्ध बना रहा। इस देश का हर एक व्यक्ति संस्कृत भाषा का सम्मान करता 
है । संस्कृत ओर भारत, ये दोनों नाम एसे है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता हे। 
संस्कृत भाषा के जन्म ओर विकास की इस कहानी के बाद हम उसके मुख्य 
सन्देश पर आते हैँ ! उसके इस मुख्य सन्देश को जान लेने के बाद हमें यह विश्वास हो 
जाता है कि आज भी इस देश के लिए संस्कृत कौ जानकारी क्यो आवश्यक हे । 


संस्कृत का मुख्य सन्देश 

संस्कृत इस देश की वाणी है । इस देश के महान्‌ अतीत को जानने के लिए 
संस्कृत ही हमारे पास एक माध्यम है । अतीत ही क्यो, इस राष्ट की वर्तमान नीव भी 
उसी से पड़ी है। भारत ओर भारती, अर्थात्‌ संस्कृत वाणी का संबंध अदरूट हे । 

संस्कृत हमारी पुरानी विरासत है । किसी भी देश के वर्तमान को जानने के लिए 
उसका अतीत जानना जरूरी होता है । उसका निर्माण कैसे हुआ, वह अगे केसे बढ़ा, 
ये सब वात उसके इतिहास मे होती हैँ । किसी भी देश ओर जाति के जीवन कों 
कहानी हम उसके इस इतिहास से ही जान सकते हे । 

हमारे देश भारत की यह कहानी संस्कृत मे लिखी हई हे । इस कहानी को 
पट्कर हमे अपने देश के पुराने गोरव का हाल मालूम होता है । इस कहानी से हमें यह 
भी पता चलता है कि संस्कृत ने इस देश के निर्माण कौ दिशा मे क्या किया। उसमे 
एेसी खास बात क्या है, जिसके कारण अपने ही देश में नही, सारे संसार मे उसका 
नाम लिया जाता है। युग-युगों से सारी मनुष्य जाति ने उससे क्या लिया ओर पाया। 
इस धरती के लिए उसने एेसा क्या सन्देश दिया, जो अजर-अमर है, ओर जिसमे 
मानवता के मंगल तथां कल्याण की बातें कदी गयी हे । 

इन बातों को जानने के लिए हमें संस्कृत साहित्य कौ शरण में जाना होगा । 
सबसे पहले हमें यह सन्देश वेदों मे खोजना होगा। वेदों ने हमको तप, त्याग ओर 
परोपकार का सन्देश दिया। | 

वेदों ने हमे सत्यपथ पर चलने का सन्देश दिया। इसके अलावा उन्होने हमें 
अपने भीतर ओर बाहर दोनों ओर देखने ओर जानने का रास्ता बताया । उन्होने हमें यह 
बताया कि पेड का जो रूप हमारे सामने है वही उसका सब कुच नहीं है । उसको जहां 
से जीवन मिलता है, शक्ति मिलती दै, उसका वह मूल, वे जडं हमारी आंखों से 
ओद्चल है । इसलिए किसी चीज की पूरी जानकारी प्रास्त करने के लिए हमें आंखों से 
ही नहीं, बुद्धि ओर मन से भी काम लेना चाहिए। यह जानकारी हमे वेदो ने दी। 

वेदों मे दो तरह की बात कही गयी दै । एक है कर्म की ओर दूसरी है ज्ञान 
की । वेदों के बाद जो पुस्तके लिखी गयी, उनमें इन्हीं दो बातों को चर्चा को गयी हे। 
वेदों के बाद लिखी गयी ब्राह्मण ओर आरण्यक पुस्तकों में कर्म कौ बात बतायी गयी 














६ संस्कृत साहित्य की कहानी 


ह । कर्म अर्थात्‌ यज्ञ, हवन, संख्या, पाठ, पूजा आदि। ये कर्म आज के कर्मो से कुछ 
अलग ह । लेकिन आज कौ तरह उनका ध्येय भी जीवन को, समाज को अच्छे रास्ते 
पर लाना था। मनुष्य-जीवन में ओर सारे मानव समाज में व्यवस्था बनी रहे। सब लोग 
अपने-अपने कर्मो के अनुरूप अपने जीवन को ऊँचा उठायें, आगे बदँ । इसलिए 
उनको अपने-अपने कर्मो मेँ लगा रहना चाहिए। 

वेदों के बाद लिखी गयी इन पुस्तकों ने वेदों कौ विरासत को आगे बढ़ाया । 
उसको जनता के जीवन में उतारा। उनसे समाज को शुद्ध आचार-विचार मिले । उन्होंने 
समाज में सादगी ओर सदाचार के बीज बोये। इस बीज से जो पौधा पैदा हुआ उसे 
" धर्म' के नाम से कहा गया। 

इस तरह ब्राह्मणों ओर आरण्यको ने समाज में धर्म की चेतना को जगाया । धर्म 
को इस चेतना ने मानवता कौ नई पौध को जीवन दिया। उसके फलने-फूलने के लिए 
जमीन बनायी । इस तरह धर्म कौ धारा से सिचकर मानवता आगे-आगे पनपती गयी । 

इस प्रकार संस्कृत ने मनुष्य को धर्म का मंगलमय सन्देश दिया। 

वेदों के ज्ञान कौ विरासत को आगे बढाया उपनिषदों ने । उपनिषदों ने इस देश 
को सोचने-विचारने का नया तरीका बताया। उन्होने संस्कत साहित्य में नयी 
विचारधारा को जन्म दिया। इस विचारधारा मेँ जीवन ओर जगत्‌ के प्रश्न उठाये गये। 
यह आत्मा, यह शरीर, यह संसार ओर ये इतने काम-धाम क्या है-- उन बातों पर 
उपनिषदों मे विचार किया गया। उपनिषदों ने हमें बताया कि मनुष्य अविद्या ओर 
अज्ञान के कारण अपना ओर इस संसार का सही रूप नहीं देख पाता। विद्या ओर ज्ञान 
को रोशनी से ही उनके सही रूप को देखा जा सकता है । 

उपनिषदों ने एक नया प्रश्न सामने रखा। उन्होने यह प्रश्न उठाया कि इस 
संसार को चलाने वाला कौन है ? किसके इशारों पर ये दिन-रात, ये ऋतँ अपने- 
अपने नियमों में बंधे हुए आते-जाते है ? संसार के इस चक्र को चलाने वाला कौन हे ? 

इन प्रश्नों का उन्होने उत्तर भी खोज निकाला। उन्होने एक एेसी शक्ति को 
खोज निकाला, जिसके हाथों में संसार की सारी बागडोर है । उसकी इच्छा ओर उसके 
इशारों पर हौ सब कुछ होता है । उसको पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । यह 
ज्ञान मनुष्य को अपने भीतर से ही मिलता है । 

उपनिषदों ने जीवन कौ सच्चाई को सामने रखा। उन्होने बताया कि यह जीवन 
दुःखों का घर्‌ हे । यह अनेक तरह के बन्धनों से बधा है । यह जन्म ओर मरण के चक्र मे 
घुम रहा है । जन्म ओर मरण कौ यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है । इस जन्म-मरण के 
दुःख से छुटकारा पाने के लिए उपनिषदों ने एक उपाय बताया- ज्ञान, आत्मज्ञान । 

इस तरह उपनिषदों ने हमें ज्ञान के रास्ते पर चलने का नया सन्देश दिया। 

उपनिषदों के इस नये सन्देश को लेकर छह दर्शनों का जन्म हुआ। उपनिषदों 
को एक-एक बात को दर्शनों मे खूब खोल कर लिखा गया है । दर्शन इस देश की 
बौद्धिक उत्नति के सूचक हैँ । उन्होने भारत की विचारधारा को नया मोड़ दिया। 








संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश ७ 


दर्शन में बहुत सी बातें बतायी गयी हैँ । उनकौ जानकारी प्राप्त करने के लिए 
उनको अलग से पढना चाहिए । यहाँ केवल इतना ही बताना पर्या है कि दर्शनों न हमें 
एक परम लक्ष्य को बताया है । जिस तरह नदियां हजारों मील चलकर समुद्र मे समा 
जाती है, ठीक उसी तरह यह जीवन, यह संसार समय कौ खाइयों को पाता हु 
ओर ऊची-नीची मंजिलों को पार करके ईश्वर मेँ मिल जाता है । इस आखिरी मंजिल 
को पाने के जो तरीके हैँ उन्हें ही दर्शनों मे बताया गया हे । 

दर्शन ज्ञान के चक्ष हैँ । उनसे मनुष्य हर एक चीज को सही रूप मे देख सकता हे । 

इस तरह दर्शनों ने हमे सच-द्ूठ कौ परख का सही रास्ता बताया । मनुष्य जाति 
के लिए दर्शनों का यह महान्‌ सन्देश भारतीय विचारकों कौ अमर देन है । संस्कृत 
साहित्य की यह सहेजनीय थाती है। 

जिस समय उपनिषदों के ज्ञान की बातों को दर्शनों मे उतारा जा रहा था उसी 
बीच संस्कृत साहित्य मेँ कुछ नए काम हुए। ये नये काम छः वेदांगों के नाम से कहे 
जाते हे । वेदों की जिन बातों को ब्राह्मणों, आरण्यकं ओर उपनिषदों ने नहीं कहा था 
उन्हे छः वेदांगों मे कहा गया है । 

इन छः वेदांगों ने संस्कृत में ज्ञान-विज्ञान की नयी शाखां खोलीं । इन छः 
वेदांगों ने संस्कृत साहित्य को जनता के नजदीक लाने मे मदद की। उनमें से कुछ तो 
समय की गति ओर जनता की माँग को पूरा न करने के कारण अपने आप मे सिमर 
कर रह गये । लेकिन कुछ खूब फूले-फले। उनकी चर्चा आगे की जायेगी । 

इस देश की जो धर्म-भूमि तैयार हुई थी, छः वेदांगों ने उसे ओर भी पुष्ट किया। 

इसी समय हम संस्कृत साहित्य को एक नए रूप मेँ जन्म लेते हुए पाते है । यह 
युग था पुराणों का। पुराणों ने जनता की बातें जनता कौ भाषा में कहीं । जनता के लिए 
ठेसा साहित्य दिया, जो उसकी सूञ्-समद्च के योग्य था। 

पुराणों ने वैदिक धर्म को नया रूप दिया। पुराण एक प्रकार के इतिहास हे । 
उनमें धर्म, संस्कृति की बात कही गयी है । देवताओं, ऋषियों ओर राजाओं कौ कथां 
कही गयी हैँ । उनके कहने का तरीका एकदम नया है । | 

पुराणों के नाद ' महाभारत' का नाम आता है । उसका एक भाग “गीता' के नाम 
से कहा जाता है। 'गीता' ने संसार को कर्म, ज्ञान ओर भक्ति का नया सन्देश दिया। 
कर्म की बातें ब्राह्मणों ओर आरण्यको मे कही जा चुकी थीं। ज्ञान की बाते उपनिषदों 
में कही ही गयी दँ । धर्म की बते स्मृतियों ओर पुराणों ने कहीं । इस तरह संस्कृत 
साहित्य मे जो कुछ कहा गया था, "गीता ' ने उसे नये रूप में सामने रखा। 

कर्म, ज्ञान ओर भक्ति की इस त्रिवेणी ने मिलकर एक धर्मसिन्धु तैयार किया। 
इस धर्म के समुद्र मे सत्य, न्याय, समानता, ओर सच्चाई के रत्न भरपूर हँ । इन रलो के 
कारण "गीता" भारतीय जनता का कंठहार तो बनी ही, साथ ही संसार के मानव समाज 
ने भी उसी प्रेम ओर पवित्रता से उसे अपनाया ओर सराहा। 

'गीता' ने जो कुछ दिया, साहित्य ओर समाज दोनों पर उसका बड़ा असर 








८ संस्कृत साहित्य को कहानी 


हआ। उसने जीवन के आचार-विचार को ही नहीं बदला, बल्कि रहन-सहन के 
मामलों में भी बड़ा परिवर्तन किया। 

एक ओर ' महाभारत ' मे वेदव्यास ने गीताधर्म का सन्देश दिया ओर दूसरी ओर 
वाल्मीकि मुनि ने “रामायण' लिखकर लोकधर्मं की कल्याणी वाणी दी। उन्होने 
रामायण" लिखकर पिता-पुत्र, भाई-भाई ओर पति-पत्नि के रिश्तों का आदर्शं समाज 
के सामने पेश किया। राजा-प्रजा के सम्बन्ध मे चर्चा करके वाल्मीकि मुनिनेलोक के 
सामने, संसार के सामने एक एेसा उदाहरण रखा, जिसकी मिसाल किसी भी देश के 
इतिहास में नहीं मिलती । 

रामायण" के रूप में उन्होने मानवता को एेसा सन्देश दिया, जिसको युगो -युगों 
तक याद्‌ किया जायगा । इस कारण “रामायण ' सहज ही संस्कृत साहित्य की अनमोल 
निधि बन गयी । विश्व साहित्य मेँ उसको ऊँचा स्थान दिया। 

गीता" ने धर्म के जिस उदार ओर महान्‌ सन्देश को दिया था, उसको लेकर 
इस देश में नयी क्रान्ति का जन्म हुआ। इस नयी क्रान्ति के नेता थे महावीर स्वामी ओर 
गौतम बुद्ध। ये दोनों धर्म-नेता राजघरों मेँ पैदा हुए थे। लेकिन जनता कौ भलाई के 
लिए उन्होने त्याग व वैराग्य को अपनाया । उन्होने वर्षो तक सच्चाई की खोज के लिए 
बहुत कष्ट सहे । अन्त में उन्होने उस सत्य को खोज निकाला । 

उस सत्य को बटन के लिए वे समाज के बीच आये । उन्होने लोगों से पुरानी 
लीक, अन्धविश्वासों ओर थोथी मान्यताओं को छोड देने के लिए कहा। उन्होने ठेसी 
बाते बताई, जिसमे कि सारा समाज उनके पीछे हो लिया। उनकी शिक्षाओं ओर उनके 
उपदेशों को भारत ने ही नहीं, संसार ने अपनाया। 

महावीर ओर बुद्ध ने संसार को तप, त्याग, अहिंसा, सत्य, उदारता, दया, प्रेम 
ओर समानता का सन्देश दिया। महावीर स्वामी के जैनधर्म ओर गौतम बुद्ध के 
बौद्धधर्म ने संसार को यही नया सन्देश दिया। उनका यह सन्देश संस्कृत साहित्य कौ 
थाती बन गया, राष््टीय इतिहास की धरोहर हो गया। 

सत्य ओर अहिंसा हमारे जीवनाधार हैँ ओर पंचशील हमारा राष्ट्रीय आदर्शं 
तथागत बुद्ध कौ शिक्षाओं ने ही हमें पंचशील का सन्देश दिया। यह पंचशील आज 
हमारी रष्टू-नीति है । हमारी इस राषटनीति का आधार है मानवता का मंगल ओर कल्याण। 

संस्कृत कौ यह लोकहितकारी विरासत आगे बढती गयी। समय के साथ ही 
उसमे बदलाव भी आता गया। ये बदलाव व्याकरण ओर शब्दकोश जैसे विषयों के रूप 
मे सामने आये । उनसे भाषा का एक रूप तैयार हुआ। एेसी भाषा का, जिसे सब बोल 
ओर समञ्च सके । देश का सारा काम-काज उसमें हो सके। इसके साथ ही ज्योतिष 
ओर आयुर्वेद जैसे विषयों को देकर संस्कृत में विज्ञान की नयी-नयी दिशां खुली । ` 

साहित्य के साथ ही समाज भी आगे बढता गया। वैसे ही उसकी आवश्यकता 
भी बढती गयीं । संस्कृत ने समाज की इन आवश्यकताओं को पूरा किया। धर्म, अर्थ ओर 
काम-- ये तीनों विषय उसी के फल हैँ । इन नये शास्त्रों ने समाज मेँ व्यवस्था बनायी । 
सनक अधिकारों का निर्धारण किया। सबके लिए न्याय ओर सुरक्षा का प्रबन्ध किया। 








संस्कृत साहित्य का मुख्य सन्देश ९ 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष हमारे यहाँ ये चार पुरुषार्थं कहे गये हैँ । जनता के 
जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण इनको पुरुषार्थं नाम दिया गया । जीवन 
के लिए धर्म की जरूरत है। उसके लिना मनुष्य एक पग भी अगे नहीं बढ सकता । 
संसार के सन काम-काज अर्थ अर्थात्‌ धन पर निर्भर हें । धन के बिना संसार म जीवित 
नहीं रहा जा सकता है। काम मनुष्य की ही नही, सभी प्राणियों कौ आवश्यकता हे । 
उसके बिना मनुष्य का जीवन सूना हो जाता हे। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है । मोक्ष अर्थात्‌ 
मुक्ति। जीवन ओर मरण का जो भव-बन्धन है उससे सदा के लिए छुटकारा पाने को 
ही मुक्ति कहा गया हे । 

धर्म, अर्थं ओर काम-समाज कौ ये तीनों जरूरत पूरी होती रहे, उनमें किसी 
तरह की कमी-बेशी न हो, इसके लिए संस्कृत साहित्य में नियम-कानून बने हैँ । ये 
नियम-कानून बडे सोच-विचार कर बनाये गये हैँ । आज हमारे देश का जो संविधान है 
उसको संस्कृत के धर्मशाख ओर अर्थशास्त्र के आधार पर ही तैयार किया गया हे । 

इस तरह न्याय ओर कानून के रूप में हमारे वर्तमान संविधान में संस्कृत 
साहित्य के महान्‌ सन्देश को संजोकर रखा गया। इस रूप में संस्कृत इस देश की 
जीवनाधार बनी 

संस्कृत को एक धारा कलाओं के रूप में भी बही । इस रूप में भी संस्कृत ने 
जनता से अपना नाता जोड़ा। संगीत, नृत्य, मूर्तिं ओर चित्र ये हमारी कलां हँ । स्वर- 
ताल, मूर्ति-महल-मन्दिर ओर रेखाओं के रूप में कलाओं की यह वाणी भारत के 
जन-जीवन में सजीव हो उठी। जनता को उसने नयी प्रेरणा ओर नया उत्साह दिया। 
देश के पग-पग पर उसके संगम देखे जा सकते हें । 

कलाओं के साथ ही संस्कृत कौ धरा पर कविता का जन्म हुआ। महामुनि 
वाल्मीकि नै कविता कौ जो कल्याणी वाणी दी थी, उसको भास, कालिदास, भवभूति 
ओर बाण आदि ने आगे बढ़ाया। काव्य के साथ-साथ नाटक का भी जन्म हुआ। इन 
कवियों ओर नाटककारों नै समाज की अच्छाइयों ओर बुराइयों को परखा। उन्हें अपनी 
कलम कौ नोक पर उतारा। इस तरह उन्होने समाज को बुराइयों से बचाया ओर 
अच्छाइयों पर लगाया। 

काव्य ओर नाटकं के रूप मे संस्कृत ने समाज को यह नया सन्देश दिया। 
कविता कौ वाणी मे कही गयी समाज कौ अपनी बातों को समाज ने भरपूर अपनाया। 
इस तरह संस्कृत ने लोकवाणी की जगह पायी। उसकी लोकप्रियता को कथा- 
कहानियों ने आगे बढाया । इन कथाओं में नीति, उपदेश ओर सदाचार की बातों को 
बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है । वे पढने वाले के मन पर प्रभाव डालती है । 
उनमें आमोद-प्रमोद ओर मनोरंजन की बाते भी हैँ । 

इस तरह संस्कृत साहित्य का यह महान्‌ सन्देश हमारी संस्कृति के रूप मे जीवित 
हे । साहित्य, कला-कौशल ओर ज्ञान-विज्ञान की यह विपुल विरासत, जो इस देश को 
परम्परा से मिलती रही, संस्कृत कौ ही देन है । उसी के अमर सन्देश उसमे निहित है । 

इस तरह संस्कृत साहित्य ने युग ओर परिस्थितियों के अनुसार समाज को नये- 








९० संस्कृत साहित्य की कहानी 


नये सन्देश दिये। उसके ये सन्देश अजर-अमर हैँ । जब तक यह मानवता रहेगी, तब 
तक वे उसके साथ बंधे रहेंगे । 
इस चर्चा को पूरी करने से पहले हमें संस्कृत कौ पुरानी शिक्षा-पद्धति के बारे 
मे भी कुछ जान लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य में हमें गुरु-शिष्य के आदर्शं सम्बन्धों 
का ऊचा सन्देश मिलता हे । शिक्षा के लिए तब आयु ओर जाति-पांति का कोई भेद- 
भाव नहीं माना जाता था। गरीब ओर अमीर के बालक एकसाथ बैठकर शिक्षा पाते थे। 
पुरुषों को तरह नारियाँ भी ज्ञान में, विद्या मेँ बढी-चदी थीं । हर तरह से वे पुरुषों का 
मुकाबला करती थीं । संस्कृत में इसके अनेक उदाहरण बिखरे पड़ हें । 
संस्कृत साहित्य हमें सादे, लेकिन सच्चा ओर स्वतन्त्र जीवन विताने की सीख 
देता है । हमें यह सन्देश देता है कि जब तक जीँ सैकड़ों वर्षो तक स्वतन्त्र होकर 
रहं । संस्कृत साहित्य हमें जीवन की सच्वाइयों की शिक्षा देता है । वह हमें बताता ठै 
कि जीवन को उन्नति के लिए सच्चाई, सदाचार ओर अच्छा व्यवहार दै । चरित्र का 
निर्माण करने के लिए जीवन में इन अच्छे गुणों का होना आवश्यक हे । 
गुरु-घरों की इन पाठशालाओं में हमें किताबी पढाई ही नही, आहार, व्यवहार 
को भी शिक्षा दी जाती थी। परिवार में ओर समाज में हमारे सम्बन्ध केसे होने चाहिए, 
उनका भी अध्ययन कराया जाता था। पुत्र का माता-पिता के प्रति, भाई-भाई के प्रति, 
पति-पलि के प्रति, बडे, बृं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी सीख गुरु- 
पीठो मेही दी जाती थी। व 
परिवार के साथ ही समाज के प्रति भी हरएक मनुष्य कौ अपनी जिम्मेदारियां 
होती हे । पुराने गुरुकुलं मे जो पढाई होती थी उनमें अच्छे नागरिक बनने ओर समाज 
के प्रति अपने कर्तव्यो को निबाहने की भी शिक्षा दी जाती थी। 
संस्कृत साहित्य ही हमें शिक्षा के इस आदर्श रूप का सन्देश देता है वह भले 
ही पुराना पड चुका है । लेकिन आज भी हमें उसकी जरूरत है । विद्या से विनय कों 
सीख हमें संस्कृत से ही मिली । यह विनय मानवता का भूषण है, सबसे बड़ा गुण हे। 
इस गुण को पाने के लिए ही वर्षो तक छात्र अपने गुरुघरों मेँ जीवन बिताते थे। 
संस्कृत साहित्य ने हमको जो महान्‌ सन्देश दिये उनमें सत्य का स्थान सबसे 
ऊंचा है। सच्चाई इस राष्ट की शक्ति रही है । बड़ी-बड़ी आपदाओं मे भी सदा सत्य 
मार्गं पर चलने का बल हमें संस्कृत से ही मिला। सत्य की धरती पर ही इस रष को 
चेतना का जन्म हुआ। अतीत कौ तरह आज भी हमने सत्य को अपनाया हे, अपना 
आदर्शं स्वीकार किया है। आज हमारी राष्ट की वाणी है ' सत्य कौ ही जय होती हे ्ूठ 
को नही | 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य हमें सच्चाई का रास्ता वताता है ओर लोक-कल्याण 


तथा विश्व मंगल का सन्देश देता हे । 
1८] 











| 
| 
| 


२ 
वैदिक काल 


वेद भारतीय ज्ञान ओर संस्कृति के स्रोत है । वेदों में वेदिक काल के धर्म, 
दर्शन, संस्कृति, कला, काव्य, भूगोल, राजनीति आदि का ज्ञान सुरक्षित है । वैदिक 
काल का भारत ज्ञान-जीवी था। उस युग के आर्यो की सूञ्-बृञ्च बड़ी ऊंची थी। 
उन्होने जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्नति के सभी उपायों को खोजा 
ओर उन्हं जीवन में उतारा । 

वैदिक राष्ट कौ सारी थाती के जनक थे ऋषि । उन्होने वेदों को देखा । इसलिए 
उन्हे मनत्रद्रष्टा कहा गया । इन ऋषियों ने वेदमन्त्र को आगे के दूसरे ऋषियों को दिया । 
वेदमन्त्र की इस महान्‌ विरासत को ब्रह्मा कौ आज्ञा से पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन 
व्यास ने चार संहिताओं में विभक्त किया। इन चार संहिताओं के आधार पर आगे के 
ऋषियों ने ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ की रचना की । ब्राह्मणों ओर आरण्यको 
के रचयिता ऋषियों ने इस देश को धर्म-कर्म का महान्‌ सन्देश दिया । उसका नैतिक 
निर्माण किया। उसे एकता के सूत्र में बंधा । उपनिषदों के रचयिता ऋषियों ने इस 
धरती पर ज्ञान का आलोक फैलाया । जीवन की उन्नति का नया रास्ता बताया । 

वैदिक युग के धर्म, कर्म, ज्ञान को इस त्रिवेणी का संगम हुआ उत्तर वैदिक युग 
में। इस ज्ञान संगम से नयी धाराँ फूटी, जिन्हे वेदांगों के नाम से अभिहित किया गया। 
इन वेदांगों के नाम हेँ-- शिक्षा, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष । जीवन 
की आवश्यकताओं के साथ-साथ इन नये शास्त्रों ओर उपयोगी विद्याओं ने राष्ट का 
धरातल ऊँचा उठाया। जन-संगठन बने ओर जनपद-राज्यों का उदय हुआ। समाज की 
सुव्यवस्था ओर शान्ति के लिए नियम बने । उन्हं स्मृतियों का नाम दिया गया। ज्ञान कौ 
मौलिक परम्परा को पुस्तकों मे लिखा गया जो आगे आने वाली पीदियों के लिए एक 
अमूल्य निधि साबित हुई । 

इन सभी बातों की जानकारी आगे वेदिक युग ओर उत्तर वैदिक युग में दी गयी हे । 


वेदिक युग 
वेद्‌ 


संस्कृत की यह कहानी वेदो से शुरू होती है । संस्कृत को ही वयो, इस महान्‌ 
राष्ट की, उसके विशाल साहित्य की कहानी का आरंभ भी वेदों से ही होता हे। 











१२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


भारत का हर व्यक्ति वेदों के बारे मे कुछ-न-कुछ अवश्य जानता है । उन पर 
हमारा उतना ही विश्वास है, जितना कि ईश्वर पर। वे हमारे सबसे प्राचीन ओर पवित्र 
ग्रन्थ है । वेद्‌ " कुरान" की तरह केवल धर्मगरन्थ ही नहीं हँ ओर न तो ' बाइबिल' कौ 
तरह केवल सन्तो ओर महापुरुषों की वाणियां ही हँ । वस्तुतः वेद तो पूरा-का-पृूरा 
साहित्य है । एेसा साहित्य, जिसमे सारी मनुष्य जाति ओर जीवन के सभी पहलुओं पर 
विचार किया गया हे । 

वेद सत्य की कसौरी हैँ, ज्ञान कौ कंजिया हैँ, जिनसे सारी मनुष्य जाति 
सत्यविद्या को जान सकती है, उन्हीं को ' वेद ' कहा गया है । हमारी यह दुनिया, जिसमें 
हम रह रहे है, हमारा यह जीवन, जिसमें हम जी रहे हे, हमारे यह अनगिनत काम- 
काज जिनको हम करते है, उनमें कहँ तक सच्चाई है, ओर कर्हाँ तक इ्यूठ है- ये 
सभी बाते हमको वेदों से जानने को मिलती हे । 

वेद हमारे ज्ञान-चक्षु ह । जान-चक्षु अर्थात्‌ ज्ञान की आंखें । अपनी इन आंखों से 
हम संसार को देखते है । लेकिन ज्ञान की ओखां से हम उसको देखते हँ, जिस पर यह 
संसार रिका हुआ है । वेदों मे हम इस संसारं का सही चित्र देखते हें । - 

ज्ञान के कई प्रकार है यथा-- इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि । लेकिन 
जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैँ वह इससे भी बदु कर है । उसके भीतर ये सभी बातें 
तो अपने आप आ जाती है। ये सारे ज्ञान उसी के छोटे-छोटे भाग हँ । इस तरह वेद ' 
वह ज्ञान है, जिसके पा जाने से इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि ज्ञान अपने आप मालूम 
. हो जाते है । इसीलिए हमरे यहोँ वेदों को ' सर्वज्ञानमय' कहा गया है । सर्वज्ञानमय उसे 
कहते हैँ, जिसको पा लेने से फिर कुछ भी पाना ओर जानना शेष नहीं रह जाता । 

ज्ञान की यह विरासत कई युगो ओर पीढियों से होकर हमें मिली । इसको आगे 
बढाने का काम किया ऋषि वंशो ने । युगो तक वे ऋषियों के कण्ठ में रहे । पुस्तकों के 
रूप मेँ लिखकर नहीं, मौखिक वे आगे बढ़ते रहे । इसीलिए उनका एक नाम श्रुति' 
पड़ा। “श्रुति अर्थात्‌ जो सुने गये। वे एक कौ जिह्वा से दूसरे के कानों ओर उनके द्वारा 
तीसरे तक पहँचे । इस तरह वे पीद़ी दर पीदी युगो तक मौखिक पदे ओर जाने जाते रहे । 

जिन ऋषियों ने इस ज्ञान की विरासत को आगे बदाया, उनके बारे मेँ भी कुठ 
जान लेना चाहिए । ' ऋषि ' एक उपाधि है । जिन लोगों ने सबसे पहले वेदों को देखा या 
जाना उन्हे "ऋषि" कहा गया । उन्होने इस वेद-विद्या को परमात्मा से सुना ओर लोक 
की भलाई के लिए उसे संसार में फेलाया। 

वे ऋषि बहुत बडे ज्ञानी थे। तीनों लोकों कौ बातों को जानते थे। उन्होने जो 
देखा ओर सुना उसको वैसे-का-वैसा अपने कण्ठ मेँ संजोकर रखा। उन्होने ही वेद- 
मन्त्रों को एक-साथ किया । ये ऋषि उस युग के ग्रन्थ थे। 


चार वेद ओर उनकी चार संहितां 
ऋषियों की बाद कौ पीटी यह महसूस करने लगी कि वेदों के इस विशाल 
भण्डार को मौखिक याद रखना सम्भव नहीं है। अतः इन मिले-जुले वेद-मन्त्रो को 





` वैदिक काल १३ 


उन्होने क्रमशः चार भागों मे ोंटा। तब उनके नाम हुए-- 

१. ऋग्वेद, २. यजुवद, ३. सामवेद ओर ४. अथर्ववेद । कृष्णद्वैपायन वेदव्यास 
ने इन चारों वेदों को अपने चार शिष्यो को दिया। उनके नाम थे-पैल, वैशम्पायन, 
जैमिनी ओर सुमन्तु। इन चारो ऋषियों ने चारों वेदं को लिखा। उनके सेक शिष्यो ने 
उनको लोगों मे फैलाया। जिस ऋषि ने जिस वेद को शाखा को आगे बढाया उसके 
नाम से उस शाखा का नाम भी पड़ा। 

इन शाखाओं के बारे मेँ भी कुछ जान लेना चाहिए। पुराने जमाने मे पढ़ाई 
लिखाई का काम ऋषियों के आश्रमो में हुआ करता था। राजा हो या रंक, सभी के 
बालक आश्रमो मे एक-साथ पढते-लिखते थे। ये आश्रम जंगलो मे हुआ करते थे। इस 
प्रकार के कई आश्रम थे। वे ही उस युग के विद्यापीठ थे। 

इन आश्रमं मे अलग-अलग वेदों को पढाई होती थी। जिस आश्रम में जिस 
वेद की पढाई होती थी उसी वेद के नाम पर उसकौ शाख या शाखा बनती थी। जिस 
तरह एक पेड कौ कई शाखा होती है । उसी तरह वेद कौ चार शाखाएं बनीं । ये 
शाखां ही उन ऋषियों कौ पीढियां बनीं । जिस पीढी ने जो वेद पदढ़ाया उस पीढी को 
उस नाम से कहा गया। वेद की इन शाखाओं के नाम से ऋषियों को पीढियों का 
नामकरण हूजा। 

चारों वेदों का विभाजन होने के बाद उनकी चार संहिताएँ बनीं । इन चार 
संहिताओं के नाम है-- १.ऋबेद संहिता, २. यजुर्वेद संहिता, ३. सामवेद संहिता ओर 
४ अथर्ववेद संहिता । संहिता कहते हैँ संकलन को । उनको संहिता इसलिए कहा गया 
कि उनमें मन्त्रौ को छोट कर विषय के अनुसार क्रमवार लगाया गया था। 


वेद संहिताओं का विषय 

चासं संहितां मे ऋग्वेद संहिता पुरानी मानी जाती हे । शेष तीनों संहिताओं में 
ऋगतेद के कई मन्त्र पाये जाते हैँ । पूरा ऋग्वेद आठ भागो मे है, जिन्हे ' अष्टक" कहा 
जाता है । एक अष्टक मे आठ अध्याय हैँ । इस तरह ऋवेद मं चौसठ अध्याय है । 

ऋग्वेद मे कई बातें लिखी हुई ह । उसमे ऋषियों के वंशो ओर परिवारो की 
कथा है । सोमरस ओर यज्ञ की बाते दँ । देवताओं को प्रार्थना कौ गयी है । प्रकृति कौ 
शक्ति को देवत्व प्राप्त कराया गया है । 

यजुर्वेद संहिता मे विशेषकर यज्ञ कौ बाते कही गयी है । यज्ञ देवताओं को 
प्रसन्नता के लिए किये जाते थे। उनमें रष के कल्याण के लिए प्रार्थना को गयी हे । ' हे 
पितृ देवो, नमस्कार! आपकी कृपा से वसंत ऋतु र्ट को सुखी करे! हे पितरो, 
नमस्कार! आपकी कृपा से देश के लिए ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो }' इस तरह देश के 
कल्याण ओर सुख के लिए यज्ञ किये जाते थे। 

सामवेद संहिता मे भी देवताओं की प्रसत्नता के लिए मन्त्र गाये गये हे । ' साम' 
का मतलब है सुन्दर, सुखकर वाणी । संगीत विद्या को सबसे सुन्दर ओर सुखकर माना 











१४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


गया हे । इसलिए ' साम' का दूसरा नाम संगीत या गान भी है । सामवेद संहिता मे एेसे 
मन्त्र है, जिनको गाकर पठा जाता है । सामवेद से ही हमारे संगीतशाखत्र का जन्म हुआ। 

अथर्ववेद संहिता के म्र कई तरह के हैँ । उनमें कुछ मन्त्र तो वशीकरण, 
मोहन, मारण ओर उच्चाटन के हैँ । कुछ मन्त्र एसे हे, जिसमें तन्त्र, टोटका ओर 
ओषधियों के बारे में कहा गया हे । कुछ मन्त्रं में देवताओं कौ स्तुति है। 


वेद संहितां का समय 

हमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय कहा गया है । अपौरुषेय अर्थात्‌ जिनको किसी 
पुरुष या मनुष्य ने नहीं बनाया । यह `माना जाता हे कि वेदौ को किसी ने नहीं रचा। वे 
स्वयं ही पैदा हुए। वे कन पैदा हुए. इसका भी कोई समय नहीं है । 

हमारे इस विश्वास के बावजृद कुछ लोगों का कहना है कि वेदों का भी एक 
समय है । उनका यह समय हम करई बातों के आधार पर तय कर सकते हैँ । जेसे उनमें 
जो बातें कही गयी हँ वे जिस भाषा में लिखे गये हैँ, उनको लिखने को जो तौर- 
तरीके या शैली है, ये सब बातें हमें यह बताती हँ कि वेदों का एक समय था। इस 
समय को इतिहासकारों नँ अलग-अलग बताया हे । 

इस बारे में जो बातें कही गयी हँ वे बहुत विस्तार से हैँ । उन पर पूरी को पूरी 
पुस्तक लिखी गयी रँ । इन पुस्तकों मे कई तरह की बातें हँ । इन लोगों का कहना है 
कि वेद बहुत पुराने समय में ही बन गए थे। उनको बने आज लगभग बत्तीस हजार 
वर्ष हो रहे हैँ । ये बाते एेसी हैँ, जो कि बहुत उल्ी हुई है । उनको पूरी तरह से पदे 
बिना उनके बरे में कोई एक राय नहीं बनायी जा सकती है । 

वेद ओर उनकी चार संहिताओं के बन जाने के बाद ज्ञान की यह विरासत अगे 
बदी । उनकी कई शाखां प्रकाश में आई । इन सभी ज्ञान शाखाओं को चर्चा वैदिक 
साहित्य मे की गयी है। वेदों कौ चारों संहिताओं के बारे में जो कुछ लिखा गया उसी 
को ' वैदिक साहित्य" के नाम से कहा जाता हे । 


वेदिक साहित्य 

संस्कृत की यह कहानी वेदों के बाद वैदिक साहित्य के रूप में आगे बढ़ी । 
चारों वेदों की चार संहिताएं बन जाने के बाद उन पर आगे जितना भी काम हुआ, 
उसको ' वैदिक साहित्य! के नाम से जाना जाता है। 

वेदों के बरे में बाद के ऋषियों ने जो कुछ लिखा उसकी सीमां बहुत फैली 
हई हँ । इस वैदिक साहित्य के भीतर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर छः वेदांगों को 
गिना जाता है। इनके बारे में हमें कुछ विस्तार से जान लेना चाहिए । उनको जान लेने 
के बाद वेदों के बरे में बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हेँ। 


ब्राह्मण 
वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों का नाम पहले आता है । चारों वेद संहिताओंं के बाद्‌ 
जो ग्रन्थ लिखे गये उन्हीं का नाम पड़ा "ब्राह्मण ' । इनका ' ब्राह्मण" नाम क्यों पडा, इस 











वेदिक काल १५ 


बारे में करई बातें कही जाती हैँ । कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्यण पुरोहितो को निजी 
पुस्तक होने के कारण उनको ' ब्राह्मण ' कहा गया । लेकिन यह बात ठीक नहीं बेठती। 

संस्कृत में ' ब्रह्म" कहा गया हे यज्ञ के लिए। जिन पुस्तकों मे यज्ञ-हवन आदि 
कार्यो के नियम या तौर-तरीके बताये गये हैँ उन्दं ब्राह्मण" कहा गया हे । ब्राह्मण ग्रन्थों 
में यही बाते बतायी गयी हैँ । इसीलिए उनका एेसा नाम पड़ा। ब्राह्मण पुरोहितं को 
पुस्तके होने के कारण उनको "ब्राह्मण" नहीं कहा गया हे। 

वेदों का वह भाग, जिसमें यज्ञो के बरे में कहा गया है, ब्राह्मण ग्रन्थों का 
विषय है । यज्ञ किसे कहते हँ ओर यज्ञ करने का क्या लाभ हे, इस बात को जान लेना 
चाहिए। हमारे यहोँ यह माना गया है कि यज्ञ करने से मनुष्य के सब दोष धुल जाते 
है । उसके बुरे कर्म दूर हो जाते हँ । 

इसके अलावा यज्ञ करने के दूसरे भी लाभ हे । यज्ञ इसलिए किया जाता है कि 
उससे जनता सुखी रहे ओर उसका कल्याण हो। यज्ञ मेँ घी कौ जो हवि दी जाती हे 
उसे हवा उडाकर आकाश की ओर ले जाती है । वह सारे आकाश में फैलकर सूर्य तक 
पहंचती है । सूर्य कौ किरणों को पाकर वह बादलों के रूप में बदल जाती हे।येही 
बादल वर्षा के रूप मे धरती को सींचते हैँ । उससे धरती अन्न ओर अनेक सम्पदां पैदा 
करती हे। 

इस तरह यज्ञ से जनता को सुखमय जीवन मिलता हे । इसके अलावा यज्ञ को 
हवि से देवता खुश होते है । खुश होकर वे यज्ञ करने वाली जनता का कल्याण करते हं । 

ब्राह्मण ' ग्रन्थों मे यही बाते बतायी गयी हैँ । इसके अलावा उनमें पुराने जमाने 
की वे कथा-कहानि्यो भी है, जो उस युग के समाज में सुनी ओर सुनाई जाती थीं । ये 
कहानियाँ कई तरह की हैँ । कुछ तो कवियों कौ हँ, कुक आचार्यो तथा गुरुओं कौ, 
कुछ राजा-महाराजाओं कौ, कुछ ज्ञान-ध्यान की ओर कु क्रिया-कर्मो कौ । 


आरण्यक 

ब्राह्मणों के बाद वैदिक साहित्य के दूसरे भाग हँ आरण्यक । एक प्रकार से 
आरण्यक भी ब्राह्मणों के ही अंश हँ । ब्राह्मणों मेँ धर्म-कर्म को बातें गृहस्थ लोगों क 
लिए कही गयी हैँ । आरण्यको में वे ही बाते वानप्रस्थियों के लिए कही गयी हँ । इन 
दोनों मे यही अन्तर है । शेष बाते दोनों मे एक जेसी हें । | 

अरण्य कहते हैँ जंगल के लिए। अरण्यो अर्थात्‌ जंगलो मे पदे जाने के कारण 
उनको "आरण्यक" नाम से कहा गया। हमारे यहं जीवन के चार आश्रम या चार 
अवस्थां बतायी गयी हैँ । उनके नाम हँ-- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास । 
इस तरह वानप्रस्थ जीवन कौ तीसरी अवस्था है। इस अवस्था या आश्रम में जीवन 
विताने वाले लोगों को जप, तप, यज्ञ, महाव्रत आदि कर्म कैसे करने चाहिए, इन्हीं 
बातों का ' आरण्यक ' ग्रन्थों में विस्तार से वर्णन किया गया है । कर्मो को चर्चा होने के 
कारण उनको ' कर्मकाण्ड भी कहा जाता है । उनमें ज्ञान कौ भी बातें हे । आरण्यको मे 
वर्णाश्रम धर्म का पूर्णं विकास देखने को मिलता है। 











य 
मोम "नः 


+ - ~ -=----- 


१६ संस्कृत साहित्य को कहानी 


ज्राहाणों ओर आरण्यको का युग 

ब्राह्यणो ओर आरण्यको को कब लिखा गया। इस बरे से ठीक-ठीक कहना 
सम्भव नहीं । प्रायः ब्राह्मण ओर आरण्यक ग्रन्थों को लगभग उतना ही पुराना माना 
जाता हे, जितना कि वेद। यही नही, उनकी पवित्रता ओर महानता भी वेदों से कुछ 

कम नहीं हे । कुछ कवियों ने तो उन्दँ भी "वेद ' नाम से कहा हे। 
इन पुस्तकों पर भारत के ओर विदेश के कई लोगों ने काम किया है । उनकी 
एक-एक बात को लेकर उस पर पर्याप खोजबीन की है । इस खोजबीन में कुछ 
पुस्तके एेसी भी मिली हँ, जिनमें पुराने राजाओं के वंश दिए गये हैँ । उदाहरण के लिए 
कुरु राजाओं के बारे मेँ कुछ बाते पायी जाती है । पुराणों मे इस कुरु वंश के नारे में 

बहुत लिखा गया है। 
इसी तरह ब्रह्मणो ओर आरण्यकों मे राम-कथा, पुरुरवा-उर्वशी-कथा ओर 
अश्विनी कुमारो कौ कथाएं भी लिखी हुई है । इन कथाओं का वहाँ इतिहास के रूप में 
वर्णन हे । इनमे एसे समाज ओर एेसी संस्कृति के विषय मे कहा गया है, जो पुराणों से 
भी पहले कौ हे । पुराणों में उनकी कथाओं को कुछ नए तरीके से कहा गया है । 


उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य के अन्तिम भाग हं । वेदों के अन्तिम भाग होने के 
कारण उनको वेदान्त भी कहा गया है। वेदान्त अर्थात्‌ वैदिक युग के ज्ञान की वह 
अन्तिम थाती, जिससे बकर विचार फिर किसी युग मे देखने को नहीं मिले । इसीलिए 
उन्हे उपनिषद्‌” कहा गया। उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान के पिटरे । ब्राह्यणो ओर आरण्यको 
के बाद उपनिषदों का स्थान माना गया है । 

उपनिषद्‌" उनको क्यों कहा गया। इस बारे मे कुछ बातें कही गयी दैँ । कहा 
गया है कि उपनिषद्‌ एक विधा है । एसी विधा जो सभी तरह के अनर्थो का नाश करती 
है। सभी प्रकार के अज्ञान को दूर भगाती है ओर जिससे परमात्मा के वरे में जानकारी 
प्रात होती है । इस तरह की विधा को "उपनिषद्‌" कहा गया है । 

उपनिषदों कौ संख्या बहुत है । लेकिन ओज ज जिनको मुख्य रूप से अपनाया 
जाता है वे केवल ग्यारह हैँ । उनके नाम हँ-- १ ईशावास्योपनिषद्‌, २. केनोपनिषद्‌, 
३. कठोपनिषद्‌, ४, प्रश्नोपनिषद्‌, ५. मुण्डकोपनिषद्‌, ६. माण्डूक्योपनिषद्‌ , 
७, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , ८. ेतरेयोपनिषद्‌, ९. छान्दोग्योपनिषद्‌ , १०. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ओर ११. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | 

बराह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ये तीनों संहिताओं से निकले । इसलिए तीनों 
का वर्ण्य-विषय सम्बद्ध है । लेकिन उनके कहने का तरीका अलग-अलग है । इसके 
अलावा उनसे जो कुछ कहा गया है वह भी एक जैसा नहीं है । 

वेदों मे तीन तरह कौ बात कही गयी हैँ । कुछ बातें धर्म-कर्म कौ, कुछ जप- 
तप एवं उपासना की, ओर कुछ जञान-ध्यान तथा चिन्तन-मनन की । वेदों कौ इन तीनों 





वेदिक काल १७ 


बातों को लेकर वैदिक साहित्य में तीन अलग-अलग धाराँ बही । वेदों मे कही गयी 
धर्म-कर्म कौ बातों को लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई । एकान्त उपासना को भावना 
को लेकर आरण्यक बने ओर ज्ञान की बातों को लेकर उपनिषद्‌ लिखे गये । 

वेदों को जिन ऋषियों ने पाया या देखा उन्हीं ने ब्राह्मण, आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ भी लिखे । इस तरह ऋषियों के तीन समूह बन गये! अपने कार्यो से ही नहीं, 
विचारों से भी वे अलग वर्गो मेँ बट गये । ब्राह्मण ग्रन्थों के रचयिता ऋषियों ने यहाँ 
तक द्छूट दे दी कि यज्ञ मेँ पशुओं का मारना पाप नहीं हे । कुछ ऋषियों ने इसका विरोध 
किया। उन्होने लोगों को ब्राह्मण पुस्तकों के कर्म से हट कर ज्ञान पर चलने कौ सलाह 
दी । इस तरह ऋषियों के दो वर्ग बन गये । इसी कारण उपनिषदों का जन्म हुआ। 

उपनिषदों में ब्रह्मविद्या एवं ज्ञान की बातें बतायी गयी हैँ । ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा, 
ईश्वर । परमात्मा क्या है 2 इस संसार को बनाने मे उसका क्या हाथ है 2 यह आत्मा 
ओर शरीर क्या है। ये बातें उपनिषदों में कही गयी हैँ । उनमें कहा गया है कि यह 
संसार अविद्या या अज्ञान के कुहासे से ठका हुआ है । उसका असली रूप हमको तभी 
दिखाई दे सकता है, जब इस अज्ञान के कुहासे को हम मिटा दँ । इस अज्ञान के कुहासे 
को ज्ञान ओर विद्या के प्रकाश से मिटाया जा सकता है । विद्या (ब्रह्मविद्या) ओर ज्ञान 
की ही बातें उपनिषदों में कही गयी हैँ । 

इसके अलावा उपनिषदों मे कुक ओर भी बातें हैँ । उनमें अच्छे काम करने ओर 
ऊँचा चरित्र बनाने कौ भी बातें बतायी गयी हैँ । उनमें सदा सच बोलने पर बल दिया 
गया है। अच्छे काम करने ओर सच बोलने का क्या फल होता है, इस- करे में तरह- 
तरह के उदाहरण दिये गये हैँ । इस तरह उपनिषदों से हमे ज्ञान के साथ चरित्र की भी 
शिक्षा मिलती हे। 

उपनिषदों के कहने की अपनी शेली हे । अपने अलग तौर तरीके हैँ । उनमें ज्ञान 
की गंभीर बातों को सवाल-जव्रान के तरीके से समञ्चाया गया हे । इसी तरह छोरी- 
छोरी कहानियों के जश्यि आत्मा ओर परमात्मा के रहस्यों को कहा गया है । उनमें 
सामाजिक बातें भी हे । उपनिषदों को ये कहानियां हमें ज्ञान के अलावा शिक्षा ओर 
उपदेश की बातें भी बताती हे । उनमें चरित्र को ऊंचा उठाने का भी सन्देश है। 

उपनिषदों ने हमारे साहित्य को नयी दिशां दीं । इस देश के जन-जीवन को 
नया सन्देश दिया। इसलिए उपनिषदों को हमारे यँ नये युग का निर्माता कहा गया है । 

ऊपर बताया गया है कि संहिताओं मे निहित ज्ञान की बातों को उपनिषदों में 
कहा गया है । संहिताओं ओर उपनिषदों मे कुक बाते ठेसी भी हैँ, जिनकी आपस में 
संगति प्रतीत नहीं होती । जीवन कौ जो मान्यताएं हे उन्हें दोनों मे अपने-अपने ठंग से 
कहा गया है ओर सूक्ष्म दृष्ट से देखने पर दोनों का सामंजस्य हो जाता हे। 

संहिताओं के युग से अगर हम उपनिषदों के युग का मिलान करते ह तो ये 
बातें हमें साफ दिखायी देती ह । हमें दिखायी देता है कि वेदों का युग सुख ओर 
समृद्धि का युग रहा हे। आत्मा क्या है. शरीर क्या है, संसार की सही दशा क्या है, 


१८ संस्कृत साहित्य को कहानी 


अच्छे ओर बुरे कर्मो काफल क्या होता हे, इन सब बातों के बारे में संहिताओं में 
विवेचन नहीं किया गया है। इन सब बातों पर बारीकी से विचार किया गया है 
उपनिषद्‌ मे। 
जन्म ओर मरण जीवन के दो एेसे नियम हँ, जिनको मिटाया नहीं जा सकता हे । 
जीवन ओर मरण की समस्या को उपनिषदं ने उठाया ओर उसका गम्भीर विवेचन किया । 
इस विवेचन-बीज से जो वृक्ष पैदा हुआ उसने जीवन की अच्छायो को सामने रखा। 
यही नहीं, धर्म कौ जिस ऊचाई ओर उदारता को संहिताओं ने बताया था, 
ब्राह्मण युग के पुरोहितो ने उसको छोटा बना दिया, एक दायरे में बन्द कर दिया। 
उपनिषदों ने धर्म के इस प्रश्न को फिर से उठाया । उस पर नये तरीके से विचार किया। 
उन्होने संकोर्णता का विरोध किया ओर समाज को एक नया धार्मिक ओर आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण दिया। 
उपनिषदों का यह युग विचारों क क्रान्ति का युग कहा जाता है । इस देश के 
विशाल साहित्य मेँ विचारों कौ इतनी उथल-पुथल कभी नहीं हुई । उपनिषदों के 
विचारो का यह संघर्षं इतना बदा कि हमारे साहित्य मेँ ज्ञान की नयी-नयी दिशाँ 
चमक उदटीं। हमारे दर्शन उसी विचार के फल हैँ । उपनिषद्‌ ओर दर्शन इस देश के 
गम्भीर चिन्तन ओर मनुष्य के ऊचे विचारो का फल हेँ। 
भारतीय साहित्य पर वेद, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ इन तीनों युगं कौ अपनी 
अलग-अलग छाप है । संक्षेप में हम कह सकते है कि संहिताओं के ऋषि कवि-हदय 
थे। ब्राह्मणों को बनाने वाले ऋषि धर्म-कर्म को मानने वाले थे ओर उपनिषदों को 
रचने वाले ऋषि सन्त एवं विचारक थे। 


उपनिषदों का युग 

उपनिषद्‌ कब लिखे गये 2 इसका ठीक-ठीक समय बताना कठिन है। 
उपनिषदों में जो बाते कही गयी हैँ वे बहुत पुरानी हैँ । वे उतनी ही पुरानी है, जितनी 
कि संहिता में। इसलिए उनके समय का कोई अनुमान नहीं है । इनके अलावा कुछ 
उपनिषदों का रूप एेसा है जिन पर बहुत बाद कौ परिस्थितियों का प्रभाव है । इसलिए 
कुछ उपनिषद्‌ बहुत पहले बने ओर कुछ बहुत बाद में| 

मोटे तौर पर यह माना गया है कि उपनिषदों को पुस्तक-रूप मे लिखा जाना 
आज से लगभग पांच हजार वर्षं पहले शुरू हुआ। वे पांचवी, छटीं शती अर्थात्‌ आज 
से तेरह-चौदह सौ वर्षो पहले तक लिखे जाते रहे। 

मोटे तौर पर उपनिषदों के युग की यही सीमां हँ । 


उपनिषदों मेँ समाज की एकता के बीज 

हमारे देश में अनेक धर्मो ओर जातियों के लोग रहते हँ । उनके अलग-अलग 
विचार ओर आचार है । सभी के धर्मो ओर विचार-आचारों का आदर करना हमारे देश 
का आदर्शं रहा है । इतिहास हमें बताता है कि धर्म की बातों को लेकर हमारा देश सदा 








वैदिक काल १९ 


उदार रहा है । आज भी हमरे राष्ट का कोई एक धर्म नहीं । यहाँ सभी धर्मो ओर लोगों 
को सभी तरह कौ स्वतन्त्रता है। 

उपनिषदों में हमे धर्म को इस उदारता के बीज देखने को मिलते हँ । अपनी इस 
उदारता के कारण सारे समाज को एकता के सूत्र मे बंधने के लिए उन्होने बडा काम 
किया। इस देश के अलग-अलग धर्मो के लोगों को उपनिषदों ने एकसाथ मिलकर 
रहने मे बड़ी सहायता की । यही कारण है कि हिन्दू ही नहीं अपितु अन्य धर्मो के 
अनुयायी विचारकों ने भी उपनिषदों को अपनाया ओर उनको विवेचना कौ । 

शाहंशाह अकबर ओर उसके पोते दाराशिकोह को उपनिषदों से बड़ा प्रेम था। 
अकबर ने हिन्दू पण्डितं से उपनिषदों को सुना था। बाद में उन्होने 'गीता' ओर 
"योगवाशिष्ठ' आदि पुस्तकों का फारसी मे तर्जुमा (अनुवाद) भी करवाया। 

अकबर के पोते ओर शाहजहां के बडे पुत्र दाराशिकोह का नाम बडे आदर से 
याद किया जाता है। इस राजकुमार पर उपनिषदों का इतना प्रभाव पड़ा कि वह 
सल्तनत को त्याग कर सन्त बन गया। उसने संस्कृत पदी । उपनिषदों को पढा। उसने 
अपने सारे जीवन में भारतीय ज्ञान ओर कला को अपना सम्बल बनाया। 

शाहजादा दारा ने १६४० ई. मे काश्मीर मे सारे देश के संस्कृत पण्डितों ओर 
सूफी सन्तों कौ एक सभा बुलायी थी। उसमें संस्कृत ओर फारसी के सभी जाने-माने 
लोग सम्मिलित हुए। उस सभा मे पूरे छः मास तक उसने उपनिषदों को सुना था। 

उसके बाद उसने सिर अकबर' अर्थात्‌ "महारहस्य' के नाम से पचास 
उपनिषदों का संग्रह किया। उनका फारसी में अनुवाद करवाया । स्वयं भी उसमे भाग 
लिया। यह उसका बहुत बड़ा काम था। 

उपनिषदों के आधार पर दारा ने मजमा-उल-बहरैनी ' नाम से एक अच्छी 
पुस्तक लिखी । इसमे उसने हिन्दू-मुसलमानों कौ एकता की बाते लिखीं। उसने 
हिन्दुओं के ज्ञान कौ बडी प्रशंसा की। उसने संसार को चुनौती देते हुए लिखा कि 
हिन्दुओं के धर्म का संसार का कोई भी धर्म मुकाबला नहीं कर सकता है । 


संसार के लोगों द्वारा उपनिषदों की प्रशंसा 

शाहंशाह अकबर ओर उसके पोते दारा के अलावा संसार के सैकड़ों लोगों ने 
उपनिषदों कौ बड़ी प्रशंसा की । दारा ने ' सिरर अकबर! के नाम से जो पुस्तक लिखी थी 
उसका विदेशों मे बड़ा प्रचार हुआ। संसार कौ कई भाषाओं मे उसका अनुवाद हुआ। 
उसको देखकर संसार के लोग उपनिषदों की ओर ज्ुके। उन्होने मूल उपनिषदों को 
देखने के लिए संस्कृत पदी । इसके लिए वे भारत आये। यहां उन्होने संस्कृत के 
पण्डितो से उपनिषदों को समञ्चा। 

इन विदेशी लोगों ने अग्रेजी, जर्मन, पफ्रेच ओर लैटिन आदि कई भाषाओं मे 
उपनिषदों का अनुवाद किया। इस तरह संसार के कोने-कोने मे उपनिषदों का महान्‌ 
ज्ञान पहुंचा । उनको पठृकर संसार के लोगों को भारत के बारे मेँ जानकारी हुई । उन्होने 














२० संस्कृत साहित्य को कहानी 


भारत की प्रशंसा की। उनमें कुछ लोग तो एेसे हुए कि उन्होने अपना सारा जीवन 
उपनिषदों के पटने पर बिता दिया। एसे अध्येताओं में जर्मन लोग अधिक थे। 

इस तरह उपनिषदों के द्वारा हमारे देश का नाम संसार में फेला। हमारे देश कौ 
प्रतिष्ठा बदी। हमारा देश एकता के सूत्र में बेधा । हमारे लिए ओर संसार के लिए 
उपनिषदों की यह सबसे बडी देन है। 


उत्तर वैदिक युग 


वेद्‌ के छः अंग ( षड्‌ वेदांग ) 
संस्कृत को इस लम्बी कहानी का प्रारम्भ संहिताओं से हुआ। उसके बाद 
वैदिक साहित्य के द्वारा यह कहानी आगे बढी है । इस कहानी में अगे-आगे नये मोड 
आते गए। उसमें नये-नये परिवर्तन हुए। उसमें छः वेदांगों के जुड़ जाने से उसकी 
सीमाएं बहुत बढ़ गयीं । साथ ही साहित्य कौ अनेक नयी दिशाँ भी प्रकाश में आई। 
वेदों को चर्चा करते समय हमने वेदव्यास के बारे में पढा । वेदव्यास महाज्ञानी थे। 
उनके समय से गुरु-शिष्यों की पीदी-दर-पीदी से संस्कृत की विरासत आगे बढती 
गयी । संहिताओं ओर उनके बाद रचे गये ब्राह्मणों, आरण्यको ओर उपनिषदों के बाद 
वेदांगों का युग आया। इस युग ने नये विचार ओर नयीं बातें सामने रखीं । इतिहास में इस 
नये युग को "उत्तर वैदिक युग' के नाम से कहा गया। इस युग मे छः नये शख्रो का 
निर्माण हुआ। उनके नाम हँ १. शिक्षा, २. कल्प, ३.व्याकरण, ४. निरुक्त, ५. छन्द 
ओर ६. ज्योतिष । इन छः नये शास्रं को वेद भगवान्‌ के छः अंग कहा जाता है । शिक्षा 
उनको नाक है, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, छन्द पैर ओर ज्योतिष ओंखें। 
छन्दः पदौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा प्राणं तु केदस्युः मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(पा. शिक्षा, श्लोक ४१-४२) 
इस “उत्तर वैदिक युग' कौ सीमा आज से लगभग साढे तीन हजार वर्ष पहले 
मानी गयी है। उसके नाद बारह-तेरह सौ वर्षो तक उस पर काम होता रहा । इस 
हिसाब से उत्तर वैदिक युग की सीमा हम पन्द्रह सौ वर्ष ईसा पूर्वं से लेकर ईसा पूरव 
तीसरी शती के बीच रख सकते हँ । 


९. शिक्षा 

वेद के छः अगो में ' शिक्षा का स्थान प्रथम दै। हमारे यहाँ यह माना गया है 
कि मुख से जो कुछ कहा जाय वह शुद्ध या सही हो । विशेषकर वेद-पाठ करते समय 
इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है । वेदमन्त्र को गा-गा कर पढने का नियम है । उस पर 
बडा ध्यान दिया जाता है । उसमें इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं गलत न हो 








वेदिक काल २९१ 


जाय। अगर कहीं गलती हो गयी तो उसका फल बुरा होता है । वेद-मन्त्रों के अशुद्ध 
उच्चारण से उनका अर्थं भी गलत हो जाता है। इससे उनका फल भी बुरा होता हे । 
इसके अलावा अच्छी तरह से जाना ओर कहा गया एक ही शब्द स्वर्गलोक ओर इस 
लोक, दोनों की कामना पूरी कर देता है । मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए यही विधि 
अपनाई जाती है । एक-एक अक्षर ओर शब्द को उसके नियम के अनुसार केसे कहा 
जाना चाहिए, इसको बताने के लिए 'शिक्षाशाख' का निर्माण हुआ । 

शिक्षाशाखत्र का काम है शुद्ध स्वर-विधियों को बताना । नासिका, स्वरों के संयम 
का स्थान है। इसलिए शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है । कल्पसूर्रों मे यज्ञ- 
यागादि, हवन-पूजन की विधियो हैँ । ये विधियो हाथों से होती है । इसलिए कल्प को 
वेद का हाथ कहा गया है । व्याकरणशाखर मे शब्द ज्ञान ओर भाषा के सम्बन्ध मे बताया 
गया है! शब्द ओर भाषा का प्रयोग मुख से होता है। इसलिए व्याकरण को वेद का 
मुख कहा गया है । निरुक्त में कठिन वैदिक शब्दों के अर्थ बताये गये हे । यह अर्थज्ञान 
कानों के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता हे । इसलिए निरुक्त को वेद का कान कहा गया हे । 
छन्दशाखत्र में वैदिक मन्त्रों की लय-गति की विधि बतायी गयी है। लोक में लय ओर 
गति के साधन पैर है इसीलिए छन्द को वेद का पैर कहा गया है। इसी प्रकार 
ज्योतिषशासखर मे काल या-समय कौ गतिविधियों का वर्णन है) समय को देखकर ही 
सारे काम किये जते हैँ । इसलिए ज्योतिष को वेद की ओंखिं कहा गया है। 

शिक्षाशाखतर मे छः तरह के नियम बताये गये हैँ । पहली बात यह बताई गई है 
कि जो अक्षर मुख के जिस स्थान से कहा जाना चाहिए वह वैसा ही कहा जाय। 
उदाहरण के लिए, ' स" कौ जगह “श' का उच्चारण नहीं होना चाहिए । दूसरी बात यह 
कि जो कुछ कहा जाय उसमें कर -कहोँ पर धीरे ओर कहां -कहाँ पर जोर देना 
चाहिए। तीसरी बात यह कि मात्राँ कर्होँ पर लघु ओर कहाँ पर गुरु होनी चाहिए । 
चौथी बात यह कि किन-किन शब्दों तथा मात्राओं को कहने मे कहँ पर अधिक बल 
दिया जाना चाहिए । पांचवीं बात यह कि जो कुक कहा जाय उसमे मिठास होना 
चाहिए जो कि सुनने मे अच्छा लगे। छठी बात यह कि कहाँ पर शब्दों को मिलाकर 
ओर काँ पर अलग-अलग करके पटना चाहिए। 

शिक्षाशाख में बताये गये इन छः नियमों के अनुसार ही वेद-मन्त्रों को पदा 
जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वेद-मन्त्रों को पढने से पहले शिक्षाशाख कौ 
पूरी जानकारी होनी चाहिए । 


२. कल्प या कल्सूत्र 

छः वेदांगों में शिक्षा के बाद कल्पसूत्रों का दूसरा नाम हे। जिन पुस्तकों में 
धर्म-कर्म के नियमों को बताया गया है उन्हँ "कल्पसूत्र कहा जाता है । इन कल्पसूत्र 
से संस्कृत मेँ नये युग का निर्माण हुआ। “उत्तर वेदिक युग' मे जो अनेक विषयों को 
पुस्तक लिखी गयीं उनको कल्पसूत्र से बडी प्रेरणा मिली। 











२२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


कल्पसूत्र को बनाने वाले हमारे पुरखों का एक विशेष ध्येय था। वेदों ओर 
वैदिक साहित्य में अब तक जितनी बातें बतायी गयी थीं उन सब को याद रखना 
सम्भव नहीं था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 'कल्पसूत' बने । वेदों ओर उनके 
बारे मे कही गयी ब्राह्मण-ग्रन्थों कौ बातों को "कल्पसूत्र ' मे संक्षेप करके लिखा गया। 
इससे पद्ने वालों को कई लाभ हुए। पहला लाभ तो यह हुआ कि "गागर में सागर 
को तरह कल्पसूत्रों को संक्षिप्त बातों को कण्ठस्थ करने में सरलता हुई । दूसरे, लम्बी- 
चौडी बातों को थोड़े ही मे कहने ओर समञ्चने मे समय कौ भी बचत हुई । कल्पसूत्र 
की यह सबसे बड़ी देन है कि उनमें कम-से-कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें 
कही गयी हे । कल्पसूत्रौं ने कर्मकाण्ड कौ पद्धति को समञ्ञाने का महत्वपूर्ण कार्य 
किया। 
इसके अलावा अब तक वैदिक संस्कृत मे जो-कुछ कहा गया था ओर इस तरह 
जितना भी ज्ञान हमारे सामने आ चुका था उसको कहने तथा पद्ने का ठंग कुछ कठिन 
था। उनको भाषा, उनके लिखने का ढंग, उनमें जो बातें कही गयी थीं, एक दम अलग 
थी । कल्पसूत्रों में ये सारी बातें बदल दी गयीं । इसीलिए संस्कृत में कल्पसूत्र को नये 
युग का निर्माता कहा जाता हे। 
ये कल्पसूत्र चार प्रकार के है-- ९. श्रोतसूत्र, २. गृह्यसूत्र, ३. धर्मसूत्र, 
४, शुल्बसूत्र। 
श्रौतसूत्र मे यज्ञो कौ विधियो का वर्णन किया गया है। वेदों मे जिन यज्ञो की 
चर्चा को गयी है उन्हीं का सार श्रौतसूत्र मे हे । गृह्यसूत्र मँ गृहस्थ जीवन के कर्मो का 
वर्णन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के सोलह संस्कार होते हैँ उन्हें पुंसवन, 
जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि अनेक नामों से कहा गया है । उनको किंस 
प्रकार करना चाहिए, ये बातें गृह्यसूत्र में बतायी गयी हैँ । आचार-विचारों की शुद्धि 
ओर जीवन को पवित्र तथा नियमित बनाये रखने के लिए इनका बड़ा महत्व है । 
कल्पसूत्र के तीसरे भाग धर्मसूत्रों में कुछ नई बातें देखने को मिलती हैं| 
गृह्यसूत्र म एक व्यक्ति के तथा किसी परिवार के आचार-विचारो के नारे मे कहा गया 
है । उसी प्रकार धर्मसूत्रो मे सारे समाज के रीति-रिवाजों, नियमों ओर प्रथाओं के बारे 
मँ कहा गया हे । उनमें विवाह, खान-पान ओर छुआ-दूत के बरे मे भी विचार किया 
गया हे। धर्मसूत्र हमारी कानून कौ पुस्तके भी है । उन्हीं से "मनुस्मृति" का जन्म हआ। 
उन्हीं के आधार पर दूसरी स्मृतियां भी लिखी गयीं । पिछले कई युगो तक इन्हीं 
स्मृतियों के आधार पर हमारे यहाँ न्याय ओर शासन होता था। हमारा जो नया संविधान 
बना है उसका आधार भी वही धर्मसूत्र ओर स्मृतियो हैँ । 
शुल्बसूत्रौ मेँ यज्ञवेदी के निर्माण से सम्बद्ध नाप तथा निर्माण आदि के नियमों 
का वर्णन है। ये श्रौतसूत्र से सम्बद्ध विषय का वर्णन करते हँ । इनमे भारतीय ज्यामिति 
के विकास का उत्कृष्ट रूप मिलता है । 








वेदिक काल २३ 


३. व्याक्छरण 

व्याकरण छः वेदांगों में से एक है । उसे वेद पुरुष का मुख कहा गया है-- 
"मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌" । संस्कृत साहित्य में व्याकरण का एक स्वतन्त्र शाख के रूप में 
विकास हआ। वैदिक संस्कृत के लिए जिस व्याकरण को बनाया गया उसे, 
"प्रातिशाख्य ' कहते हैँ । ये "प्रातिशाख्य ' वेद-मन्त्रों के कठिन अर्थो को खोलने के लिए 
कुजी हैँ । वेद-मन्त्रों मे कुछ शब्द एेसे हैँ, जिनका आशय व्याकरण कौ सहायता के 
बिना नहीं जाना जा सकता हे । 

इसके अलावा प्रातिशाख्यों में स्वर ओर व्यंजनं के बारे में कई तरह कौ बातें 
बतायी गयी हैँ । किस शब्द को कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, काँ पर 
आवाज कौ ऊचाई-निचाई केसी होनी चाहिए, ये बातें भी प्रातिशाख्यो में हं। ये 
प्राप्तिशाख्य शब्द-ज्ञान के पिटारे हँ । उन्हीं से बाद में व्याकरणशाख का जन्म हुआ। 
व्याकरणशाख्र में ' अष्टाध्यायी ' का नाम पहले आता है । उसको पाणिनी ने बताया था। 


४. निरुक्त 

इसमें वेदिक शब्दों के निर्वचन की पद्धति दी गयी हे । यह निघण्टु ' नामक 
वैदिक-शब्द-कोश पर आश्रित है तथा उसी का व्याख्याग्रन्थ हे । इसें वैदिक मन्त्रों को 
निर्वचनात्मक व्याख्या का सर्वप्रथम स्तुत्य प्रयास है । 

वेदमन्त्र मे कुछ शब्द एेसे भी हें, जो ऊपर से देखने मे सरल मालूम होते है । 
लेकिन असल में वे वैसे हें नहीं । उनको किसी खास मतलब से रखा गया है । इस तरह के 
गूढ शब्दों कौ जानकारी के लिए व्याकरण के होते हुए भी, निरुक्त को आवश्यकता हुई । 

वैदिक शब्दं के गूढ अर्थो की जानकारी के लिए निरुक्त एक तरह की कुंजी 
हे । संस्कृत के कई निरुक्त ओर निघण्टु लिखे गये । आज "निरुक्त" नाम से जो पुस्तक 
देखने को मिलती है, उसके लेखक का नाम यास्क है । यास्क भी ऋषियों कौ परम्परा 
में हुए। उस पर दुर्गाचार्य कौ टीका प्रसिद्ध हे । 


८५. छन्द 

जिस वाणी या आवाज को सुनने या सुनाने से मन आनन्दित हो, उसे छन्द कहा 
गया हे । छन्द पाँचवाँ वेदाङ्ग है । वेद-मन््रो की एक विशेषता भी है कि वे गा-गा कर 
कहे जाते है । जिस तरह हम कहानी या उपन्यास कौ पुस्तकों को एक ही सांस में पट्‌ 
जाते हैँ, वेदमन्त्र को वैसे नहीं पढ़ा जाता । बिना स्वर-लय के पदे गये वेद-मन्त् 
इच्छित फल को नहीं देते। अपितु पढ़ने वाले का नुकसान ही करते हैँ । उनको किस 
तरह पटा जाना चाहिए, इसके लिए ' छन्दशाख्र' का निर्माण किया गया। 

छन्द या लय में कहे गये वेद-मन्त्र इच्छित फल को देते हैँ । छन्द में बांध कर 
कही गयी कोई भी बात सुनने में अच्छी लगती है । इसके अलावा छन्द, वेद-मन्त्रो का 
एक कवच है । यज्ञो म तथा इसी तरह के शुभ-कार्यो को असुरो या राक्षसो को विघ्न 
बाधाओं से बचाने के लिए छन्दशाखर बनाया गया । 














२४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


६. ज्योतिष 

वेदाङ्ग साहित्य मे ज्योतिष छट स्थान है। जितने भी कर्म तथा यज्ञ हैँ वे तभी 
फल देने वाले होते हँ, जब उनको ठीक समय पर प्रारम्भ किया जाय! समय की 
अच्छाई ओर बुराई ग्रहों तथा नक्षत्रों पर निर्भर करती है । ग्रहों की अच्छी या बुरी गति 

को बताने वाले शाख को ही “ज्योतिष ' के नाम से कहा जाता है । 

| वेदों मे एेसे मन्त्र देखने को मिलते हे, जिनमें ऋषिजन ग्रहों एवं नक्षत्रों की पूजा 
करते हुए पाये जाते हँ । वे उनको पूजा इसलिए करते थे, जिससे कि वे समाज ओर 
राष्ट के लिए सुखकर हों । कुक खास-खास अवसर होते हैँ, जब ग्रह-नक्षत्र अच्छा 
फल देने को दशा में होते हे । इस अच्छे अवसर पर किये गये कर्मो से देवता खुश होते 
ह । ज्योतिषशास्त्र के द्वारा इस उपयुक्त अवसर का पता चलता है । वही समय की गति- 
विधि को बताता है। शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ लग्र ओर शुभ घड़ी का योग ज्योतिष 
से ही देखा जाता है । इसलिए ज्योतिष को वेद की ओंखें कहा गया है । 

वेद के इन छः अंगों का एक ध्येय है । वह यह कि उनकी जानकारी हुए बिना 
वेदमन्त्र को न तो पटा जा सकता है ओर न जाना जा सकता है। वे वेद के अंग है। 
उनका ज्ञान प्राप्त किये बिना वेद का जानना सम्भव नहीं । 

वेद ओर वेदार्थं के ज्ञान तथा उसके उपयोग के लिये वेदाङ्ग साहित्य का 
सम्यक्‌ ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। वस्तुतः वेदाङ्ग के सम्यक्‌ ज्ञान के बिनात्रेद को 
समञ्च पाना कठिन ही नहीं असम्भव है । इसीलिये ऋषियों ने वेदाङ्ग साहित्य के 
सम्यक्‌ प्रसार-प्रचार ओर अध्ययन के महत्व का प्रतिपादन किया है । 


= |8। 





३ 
संस्कृत-सादहित्य के प्रेरणास्मोत 


वैदिक ओर उत्तर वैदिक युग की चर्चा में हमें कई बातों को जानकारी मिली । 
छः वेदांगों की रचना के साथ ही ज्ञान की कई नयी धाराएं एकसाथ प्रकाश में आयीं । 
उनमें महाकाव्यं का भी एक नाम हे। 

वेदों से लेकर वेदांगों तक जितना साहित्य लिखा गया था उसका सम्बन्ध 
समाज के एक विशेष वर्ग से था। उसमें समाज के अनुशासन ओर कायदे-कानून कौ 
बातें अधिक ्थीं। समाज के सामान्य-जीवन कौ भावनाओं से वह अद्ूता ही रहा । इस 
कमी को पूरा किया महाकाव्यों ने। साहित्य से जनता का सम्बन्ध महाकाव्यों के 
निर्माण के बाद ही जुड़ा। 

संस्कृत के इन आदि महाकाव्यों का नाम है 'रामायण' ओर "महाभारत ' । 
उन्होने संस्कृत साहित्य मे नये युग को जन्म दिया। उनसे एक ओर तो वैदिक ऋषियों 
को काव्य-भावना का विकास हुआ ओर दूसरी ओर संस्कृत के निर्माण के लिए ठोस 
भूमिका तैयार हुई । इस भूमिका को तैयार करने में ' बृहत्कथा! का भी एक नाम है। 

इन तीनों पुस्तकों ने संस्कृत साहित्य को नयी दिशा दी। उनसे संस्कृत के 
कवियों ओर लेखकों को नया सम्बल मिला। इसलिए उन्हे संस्कृत-साहित्य का 
प्ररणास्रोत ओर उपजीव्य कहा गया । उनकी कथाओं को लेकर ही नहीं, उनकी 
रचनाशैली के आधार पर भी संस्कृत में कई पुस्तके लिखी गयीं । 

संस्कृत को इस कहानी को जन-जीवन के बीच ले जाने ओर उसमें घुलाने- 
मिलाने का काम भी इन्हीं तीन पुस्तकों ने किया। इस माने मे महाकाव्यं का यह युग 
संस्कृत-साहित्य को उन्नति के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। इस कहानी को बनाने 
ओर बढाने मे इन तीनों पुस्तकों का जो योगदान रहा, उसकी चर्चा आगे कौ जायेगी । 


रामायण, महाभारत, बृहत्कथा 
संस्कृत की यह कहानी वैदिक युग से होकर एक नये युग में प्रवेश करती हे । यह 
युग कई बातों मे पिछले युग से अलग ओर साथ ही मनोरंजक भी है । पीछे छः वेदांगों 
की चर्चा मे हमने ' लौकिक संस्कृत ' के नारे मे पढ़ा । कल्पसूत्र ने ' लौकिक संस्कृत' को 
इस नयी भूमिका को तैयार किया था। 'रामायण' ओर ' महाभारत ' ने उसको पूरा किया। 
' बृहत्कथा ' ने उसको आगे बदाया। उसमे बहुत सारी नयी बातों को जोडा। 








२६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


ये तीनों महान्‌ ग्रन्थ संस्कृत साहित्य की अपार निधि हें । उनसे संस्कृत साहित्य 
को आगे बदढने के लिए नयी दिशां मिलीं। इस नये युग को हम “वैदिकी ओर 
लौकिकी भाषा' का ' सन्धि युग' कह सकते देँ । इस युग में वैदिक संस्कृत की जगह 
लौकिक संस्कृत ने ली। "रामायण ' ओर महाभारत ' में हम वैदिक ओर लौकिक 
संस्कृत दोनों का मिलन पाते हें | 
इन तीनों महान्‌ ग्रन्थों का अपने-आप में बड़ा महत्त्व है। उससे भी अधिक 
नाम उनका इस कारण से है कि संस्कृत के कवियों ओर लेखकों को उन्होने नयी 
चेतना ओर नया सम्बल दिया। उनकी प्रेरणा से संस्कृत मे सैकड़ों नयी पुस्तकों का 
निर्माण हुआ। वे इतनी लोकप्रिय हुई कि आगे के कई वर्षो तक उनके एक-एक अंश 
को लेकर्‌ बड़ी-बड़ी पुस्तके लिखी गयीं । ये तीनों पुस्तक भले ही एक युग तथा एक 
बात को लेकर नहीं लिखी गयीं । लेकिन उनसे आगे की पीदियों को जो कु मिला, 
उसके कारण उन्हं एकसाथ याद किया जाता हे ओर एक जेसा आदर दिया जाता है । 
ये तीनों पुस्तके साहित्य कौ प्रेरणा का विषय पीछे बनीं । पहले वे लोगों के 
कण्ठ मे बस चुकी थी। लोग उनको कथाओं को सुनते-सुनाते ओर आनन्द लेते थे। 
सारे समाज में उनका प्रसार था। साहित्य में भी उनको चचिं पढने को मिलती हैँ । 


संस्कृत साहित्य मे बाणभटु के नाम से एक बहुत बड़ा कहानीकार हआ है। 


उसके वारे मँ आगे लिखा गया है । उसने अपनी पुस्तक ' कादम्बरी ' मे एक जगह बड़ी 
सुन्दर बात लिखी है । उसने लिखा है कि "उजेन के लोग हंसी-खुशी के बडे प्रेमी थे। 
सब तरह कौ कथाओं को सुनने-सुनाने मेँ वे बड़े चतुर थे। "महाभारत" "रामायण ' 
ओर पुराणों कौ कथाओं मेँ उनकौ बडी रुचि थी। "बृहत्कथा" की कहानियों को 
सुनने-सुनाने में भी उनकी बडी दिलचस्पी थी । 
बाण कौ पुस्तक को पठ्कर ओर भी कई नयी बातें हमें मालुम होती हैँ । हमें 
मालूम होता है कि आज कौ ही तरह तब भी रामायण ओर महाभारत एवं बृहत्कथा 
का लोगों मे खूब चलन था। इनकी कथाओं को वे मनोरंजन या विनोद के लिए ही 
नही, धर्म को भावना से भी पृते थे। भक्ति से उनका पाठ करते थे। जो लोग पटे- 
लिखे नहीं होते थे, दूसरों के मुख से इन कथाओं को सुनते थे। 
नाण ने लिखा हे कि भगवान्‌ जाबालि के आश्रम में 'रामायण' ओर ' महाभारत ' कौ 
कथाओं का पाठ होता था। मंगलकार्यो के समय उनको गाया भी जाता था। बाण ने एक 
जगह लिखा है कि जब चन्द्रापीड कादम्बरी से मिलने गया था उस समय स्रियं मीदी 
आवाज में "रामायण! ओर "महाभारत" का मंगल गान कर रही थीं । गायक लोग बोँसुरी में 
उनके स्वरो को बंध रहे थे । कादम्बरी उन मंगल गानों को बडे ध्यान से सुन रही थी। 
इन बातों से हमें मालूम होता है कि ये तीनों पुस्तके समाज ओर साहित्य, दोनों 
के लिए प्रेरणा देती रहीं । वे इसलिए इतनी अपनायी ओर सराही गयी, क्योकि उनमें 
मानवीय गुण भरे हृए थे। वे ठेसे गुण थे, जो सभी युगो मे समान रूप से पाये जाते हे । 
उनसे सभी युगो मे एक जैसी प्रेरणा ओर नवीनता मिलती रही। 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्नोत २७ 


पिछले दो हजार वर्षो के साहित्य को देखकर इन तीनों पुस्तकों कौ 
वास्तविकता को ओका ओर जाना जा सकता हे । इन दो हजार वर्षो मे संस्कृत साहित्य 
पर तो उनका गहरा प्रभाव बना ही रहा। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के साहित्य 
को भी उन्होने प्रभावित किया। एक सीमा तक विश्व साहित्य को भी उनसे प्रेरणा 
मिली । पश्चिम के पण्डितो ने उनको पढा। अपनी भाषाओं में उनका अनुवाद किया । 
उनकी लोकप्रियता ओर महत्ता के बारे में अपने विचार प्रकट किये। 

आज वे भारतीय लेखकों का ही नहीं, संसार के लेखकों का भी आदर्श बन 
गयी हैँ । भारतीय जन-जीवन की ही तरह उन्होने संसार के जन-जीवन को भी 
प्रभावित किया है । उनको यह सबसे बडी सफलता हे । 

इस तीनों पुस्तकों कौ अपनी-अपनी विशेषताएं हँ । उनकी अलग-अलग चर्चा 
करने से ही उनके बारे मे नयी बातें जानी जा सकती हैँ । भारतीय साहित्य के लिए 
किसरूपमेंवेप्रेरणा का स्रोत बनीं, इस बात को जानने के लिए भी हमें उनकी 
अलग-अलग जानकारी करनी होगी । 

सबसे पहले हमें रचयिताओं या बनाने वालों के बारे में जान लेना चाहिए। 
पहले वाल्मीकि मुनि, तब वेदव्यास ओर उसके बाद हम गुणाढ्य के बारे में कहेंगे । 
इसी क्रम से “रामायण ', "महाभारत" ओर अन्त में “ बृहत्कथा' की चर्चा कौ गयी हे । 
महामुनि वाल्मीकि कौन थे, उनकी जीवनी से इस चर्चा को शुरू किया गया है । 


आदिकवि वाल्मीकि 


जीवनी ओर समय 

महर्षिं वाल्मीकि का नाम भारतीय साहित्य की अमर थाती है। इस देश कौ 
जनता के दिल पर उनको अमिर छाप है। इस देश को उन्होने वाणी दी, प्रेरणा का 
ठेसा स्रोत बहाया, जो युगों से जन-मन को सींचती आ रही है । उनके नाम से हमारे 
देश का मान बढा, हमारे साहित्य को गौरव मिला। 

महर्षिं वाल्मीकि को आदिकवि के नाम से याद किया जाता है। आदिकवि माने 
पहले कवि । संस्कृत में उन्होने ही सबसे पहले कविता रची। वैसे तो वेदों कौ ऋचा 
भी कविता में है । ऋचाओं के रूप में कविता करने वाले कई ऋषि वाल्मीकि मुनि से 
भी पहले हो चुके थे। लेकिन लोक-जीवन पर कविता लिखने वाले सबसे पहले ऋषि 
वाल्मीकि ही थे। लौकिक संस्कृत को छन्दोमयी वाणी में सबसे पहले उन्होने ही 
काव्य लिखा। इसलिए उनको आदि कवि कहा गया । लेकिन उनको वह आदि कविता 
कौन थी। उसे उन्होने क्यो लिखा। इसकी भी एक कहानी है । यह कहानी बड़ी रोचक 
है । इस कहानी को पढ़ कर हमे मालूम होता है कि कविता का जन्म करुणा को कोख 
से हुआ। कहानी इस प्रकार है- 

एक दिन की बात हेै। प्रातःकाल महर्षिं वाल्मीकि तमसा नदी पर नहाने जा रहे 
थे। वहाँ उन्होने देखा कि पेड पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा खेल रहा है । उनमें एक 














२८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


नर था दूसरा मादा। इसी बीच न जाने कहां से एक शिकारी आया! उसने बाण साधा । 

निशाना लगाया ओर नर पक्षी को मार गिराया। मादा बेचारी देखते ही रह गयी । यह 

देखकर वाल्मीकि मुनि का गला भर आया। उस निरीह निर्दोष पक्षी की पीडा को वे 

सह न सके। एकाएक उनके करुणा-भरे कण्ठ से यह छन्द फूट पडा- 

“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः; शाश्तीः समाः 

यत्‌ क्रौजञ्चपिथुनादेकमकवधीः काममोहितम्‌ ॥ * (वा.रा., बाल. २.१५) 

ॐरे क्रूर शिकारी, प्यार से खेलते हुए इन बेचारे निरीह पक्षियों में से तुमने एक 

को मार गिराया। उनका कसूर कु भी न था। तूने यह बड़ा भारी पाप कर डाला तेरे 

इस अपराध को में क्षमा नहीं कर सकता । में तुञ्चे इसको सजा देता हू। जा पापी, बहुत 
समय तक तुञ्ञे भी सुख-चेन नसीब न हो । | 

संसार को कवितामयी भाषा का यह पहला वरदान था। वाणी का नया रूप था। 
उसको ब्रह्माजी ने सुना। वे भी सुनकर अवाक्‌ रह गए। वे उसी समय महामुनि के पास 
गये। उन्होने महामुनि से विनती की- 

“हे महामुनि, वाणी आपके वश में हो गयी है । शब्द आपको सिद्ध हो गये हैँ । 
आपकी तपस्या धन्य है। आपने तीनों लोकों का भला कर दिया। अब आप इसं 
कवितामयी वाणी में राम की कहानी कहें । संसार में आप आदिकवि के नाम से कहे 
जायेगे । इस धरती के लोग इसी नाम से आपको याद्‌ करेगे |! 

ब्रह्माजी के इस निवेदन पर महामुनि ने विचार किया। उनका जीवन सुनसान 
जंगलो मे तपस्या करते बीता था। लेकिन उनके मन मेँ लोक कौ भलाई का भाव था। 
एक पक्षी के शोक ने उनके मन को मथ डाला। वे अपनी इस व्यथा को लोक के 
सामने रखना चाहते थे। वे लोक के लिए कुछ एसा देना चाहते थे, जिसमे धर्म, 
साहित्य, कला, संस्कृति ओर इतिहास कौ कहानी एकसाथ कही जा सके। जिसमे 
लोक-मंगल हो। ये सभी बातें उन्हें राम के चरित में दिखायी दीं । उन्हें ब्रह्माजी का 
सुञ्ञाव पसन्द आया। उन्हें अपना मनचाहा चरित मिल गया । एेसा चरित जो अवतारी 
था। लेकिन जिसमें एक सादे गृहस्थ का सुख-दुःख, पीड़ा ओर ममता थी ओर जिसमें 
मानवता के महान्‌ गुण थे। 

इस तरह वाल्मीकि मुनि ने रामायण को रचना कौ । यह राम कौ कहानी क्या 
थी, करुणा की कहानी थी, जिसमें साहित्य की अनगिनत धाराँ निकलीं । 

महामुनि वाल्मीकि कब हुए ओर कहाँ हुए। इस बरे में कुछ मालूम नहीं होता। 
मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वे त्रेतायुग में हुए। उसी त्रेतायुग मेँ जिसमें राम 
पैदा हुए थे। जिस रामराज्य की हम आज कल्पना ही कर सकते हँ । जिसकी खुशहाली 
ओर जिसके सुख-चैन कौ बातें पुस्तकों मेँ पठ्‌ सकते हँ । वाल्मीकि मुनि ने उसे अपनी 
अखं से देखा था। उसी को उन्होने अपनी कलम में उतारा। 

महामुनि वाल्मीकि कौ जीवनी के इस विषय को पूरा करने से पहले दो-एक 
बात जाननी अभी बाकी हे । 

वाल्मीकि मुनि कौन थे, उनको इस नाम से क्यों कहा जाने लगा। इसकी रोचकं 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणाखरोत २९ 


चर्चा एक पुराण कथा मे देखने को मिलती है । कथा बहुत लम्बी दै । लेकिन यहां 
उसका सारांश दिया जा रहा है । कथा इस प्रकार है- 

बहुत पुराने जमाने में च्यवन नाम के एक ऋषि हुए। उनका एक पुत्र था। 
उसका नाम था रत्नाकर । रताकर का लालन-पालन बड़ी अच्छी तरह हुआ था। लेकिन 
बडा होकर वह बुरी संगति पड़ गया । वह यहाँ तक बिगडा कि राहगीरों को लूट-पाट 
करने लगा। लोग उसका नाम सुनते ही कंपने लगते। 

ब्रह्माजी के पास रत्नाकर के इन कारनामों कौ खबर पहुंची । नारद मुनि को साथ 
लेकर एक दिन ब्रह्माजी कपटी वेष बनाकर उस जंगल मे गए, जहां रलाकर छिपा रहता 
था। उसने इन दोनों को देखा । वह उनकी ओर इटा । ज्यों ही उसने लड मारना चाहा, 
त्यों ही ब्रह्माजी ने कहा "हे भाई, तुम कौन हो ओर क्या चाहते हो ?' 

रत्नाकर ने तपाक्‌ से उत्तर दिया, "मेँ तुम्हारा काल हूं ओर तुम्हारा काम तमाम 
करना चाहता हं । निकालो, तुम्हारे पास जो कुछ है ।' 

इस पर ब्रह्माजी ने कहा, ' हम तो साधु-सन्त हैँ । हमारे पास क्या रखा हे ? भाई, 
तुम खुशी से हमारी जान ले लो । लेकिन हमे एक बात बताते जाओ । यह जो तुम इतना 
पाप बटोर रहे हो, उसका भागीदार कौन-कौन हे ? तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी 
कमाई तो मजे से खाते है । लेकिन इस लूट-पाट के माल का जो पाप है, क्या उसमें 
तुम्हारे घर वाले भी हिस्सा लेने के लिए तैयार ह ? तुमने कभी इस बात को उनसे 
पूछा ? हमको भले ही तुम इस पेड़ पर बांध लो । लेकिन अपने घर वालों से पहले इस 
बात को पृछ जाओ।' 

रत्नाकर को साधु की बात लग गयी। साधुं को पेड़ से बोधे कर वह घर कौ 
ओर चल पड़ा। 

घर पहँंचते ही उसने अपने पिता से पूछा, "पिताजी, घर मे जो मेरी कमाई का 
धन आता है उसे मे निरीह राहगीरो से लूट कर लाता हं । मेँ लोगों को मारता भी हू । 
कहिए, आप भी मेरे इस पाप में हिस्सा बराएेगे ?' 

पिता च्यवन ऋषि ने उत्तर दिया, ' वाह, यह कहँ लिखा है कि साप करे लड़का 
ओर उसका फल भुगते पिता ? ओर फिर मेने तुमसे इस तरह का अन्याय, अत्याचार 
करने के लिए कभी नहीं कहा। मैने तुज्े पाला-पोसा, बडा किया। अब तेरा फर्जं है कि 
तू मेरा पालन करे।' 

पिताजी की बातों को रत्नाकर ने सिर नीचा करके सुना। वैसे ही वह अपनी माता 
के पास गया। माता से भी उसने वही बात पछी । माता ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया। 

माता-पिता का जवाब पाकर वह पीडा से तिलमिला गया। वह लौटना ही 
चाहता था कि उसने सोचा क्यों न लगे हाथ अपनी खरी से भी पूछ लूं। खी के पास 
जाकर उसने पूछा, "प्रिये, म अपनी जान को जोखिम में डालकर यह धन तुम्हारे 
हवाले कर देता हू । यह धन लूट-पाट का है । जब तुम्हारे सुख के लिए आदमियों तक 
को मार डालता हँ तो जरूर ही तुम मेरे पापों में हिस्सा बटाओगी ?' 

"पतिदेव !' उसकी स्त्री ने कहा, "मुञ्चे तो कुछ भी पता नहीं है कि आप एसे 





=-= 





३० संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


अधर्म का धन लाते हैँ । विवाह की वेदी पर अग्निदेव के सामने आपने मेरे भरण पोषण 
को शपथ ली थी । मेरा पालन-पोषण करना तो आपका कर्तव्य हे । मैने आपसे कभी नहीं 
कहा कि आप लोगों को मारं । फिर भला आपके पाप कौ भागीदार मेँ क्यों बनूँगी ।' 
रत्नाकर का यह सुनना था कि उसको जमीन घूमती नजर आयी । वह दुखी मन 
से जंगल को ओर मुड गया। दोनों साधुओं के बंधन छोडकर वह उनके पैरों मे गिर 
पड़ा। उसने प्रार्थना को “हे साधु महाराज, मुञ्चे माफ कर । मेरे पाप कैसे धुलेगे, मुञ्च 
इसका उपाय बताये । नहीं तो मेँ आपके पैर पकड़ ही अपनी जान दे दूंगा ।' 
ब्रह्माजी ओर नारदजी ने जैसा सोचा था, वही हुआ। उन्होने रत्नाकर को 
" रामनाम ' जपने के लिए कहा। रत्नाकर इतना पापी हो गया था कि उसकी जुबान पर 
“राम-नाम' नहीं उतरा । ब्रह्माजी ने उसको दूसरा उपाय बताया । कहा “एक काम करो 
आदमियों को मारते समय तुम कहा करते थे "मरा मरा' । सो तुम वही दुहराओ ।' 
इतना कहकर ब्रह्माजी ओर नारदजी स्वर्गलोक लौट आये। 
उधर रत्नाकर उसी ' मरा मरा" को रटने लगा। गुरु की कृपा से वे असर उलर 
कर "राम-राम' में बदल गए। इसमें वह इतना खो गया कि उसे अपने तन-मन की 
सुधि न रही । दिनों ओर महीनों नहीं, वर्षो बीत गये । वह जहां पर बैठा था, वहीं पर 
उसके सारे शरीर को दीमकों ने चाट खाया । लेकिन उसने "राम राम' कीलौकोन 
छोडी । उसके सभी पाप राम नाम कौ आग मे जल गए। 
एक दिन ब्रह्माजी ओर नारदजी रताकर कौ खबर लेने के लिए वहँ आये। 
जिस जगह पर रत्ाकर ने आसन लगाया था वहाँ अब मिट्टी का ढेर बन गया 'था। 
उसके भीतर से "राम नाम" कौ धीमी आवाज अब भी निकल रही थी। ब्रह्माजी ने पानी 
बरसाया। मिट्टी का ढेर बह गया। उसके भीतर से रत्नाकर कौ हडयों का ठोचा 
निकला। ब्रह्माजी ने उस पर हाथ रखा। वह जैसे-का-तैसा हो गया। 
रत्नाकर ने ब्रह्माजी ओर नारदजी के पैरों को पकड़ लिया। उसका भीतर ओर 
बाहर अन निर्मल हो चुका था। 
रत्नाकर्‌, ब्रह्माजी ने कहा, "रामनाम कौ महिमा अपार है । अब तुम्हे सारे वेद- 
शार कण्ठस्थ हो गये हैँ । आज से मँ तुम्हारा नया नाम रखता हू। तुम लोक में 
वाल्मीकि नाम से कहे जाओगे। राम नाम को पाने के लिए तुम्हारा सारा शरीर 
वाल्मीकि याने दीमकों का घर बन गया था। इसलिए तुम्हारा यही नाम ठीक रहेगा। 
अब तुम भगवान्‌ श्रीराम कौ कथा कहो ।' 
यही इस पुराण-कथा का सार है। कहा नहीं जा सकता कि इसमे कितनी 
सच्चाई है । लेकिन इसमे कोई शक नहीं कि यह बड़ी रोचक ओर सुन्दर है । 
इसके साथ ही जीवन का यह विषय पूरा हो जाता है । इसके अलावा वाल्मीकि 
मुनि के बारे मेँ कोई जानकारी नहीं मिलती है। 
आदिकवि वाल्मीकि के बाद बादरायण व्यास या वेदव्यास के बारे मेँ भी कुछ 
जान लेना चाहिए । उसके बाद "रामायण! ओर ' महाभारत ' की चर्चा की जायगी । 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्नोत ३१ 


ब्राद्रायण व्यास 
जीवनी ओर समय 

महर्षिं वाल्मीकि की ही तरह महर्षिं बादरायण व्यास की भी प्रसिद्धि है। यह 
नाम भी भारतीय साहित्य का एक अटूट अंग बन गया है । भारत ओर भारतीय साहित्य 
की जिसको थोडी भी जानकारी है, व्यास के नाम को वह जरूर जानता होगा। 

' वेदिक ओर वैदिकोत्तर काल ' में पहले हम वेदव्यास के बरे में पट चुके हें। 
वहाँ हम यह जान चुके है कि कुछ ऋषियों ने वेदों के मिले-जुले मन्त्रों को चार 
संहिताओं के रूप में अलग किया था। इस तरह वेदों का व्यास अथवा विभाजन करने 
अथवा अलग छोटे वाले उन ऋषियों को ' वेदव्यास" नाम से कहा गया। इससे यह 
मालूम होता है कि ' वेदव्यास" किसी का नाम नहीं था। जिसने भी वेदों का विभाजन 
किया उसे ही ' वेदव्यास" कहा गया। इस उपाधि या पदवी को पाने वाले ऋषि अब 
तक बत्तीस हो चुके हें । इन 32 ऋषियों का नाम विष्णुपुराण मेँ गिनाया गया हे। 

'महाभारत' को बनाने या रचने वाले ऋषि को भी ' वेदव्यास ' नाम से जाना 
जाता है। वे अन्तिम वेदव्यास" थे। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास था। उन्हीं 
को बादरायण व्यास के नामसे भी जाना जाता है। उनका यह नामकरण एक कारण से 
पडा। उन्होने उत्तराखण्ड के पवित्र तीर्थं बदरिकाश्रम में बेठकर "महाभारत ' लिखा धा। 
बदरिकाश्रम के पास बना व्यासपीठ आज भी उनके नाम को पवित्र यादगार को अमर 
बनाये है । यहीं बेठकर उन्होने अपनी सब पुस्तकों को लिखा था। बदरिकाश्रमवासी 
होने के कारण उन्हे बादरायण व्यास कहा गया। 

जहो तक उनके बरे म अन्य बातों की जानकारी का प्रश्न हे, वे बहुत कम 
मिलती हें । लेकिन महर्षि वाल्मीकि कौ अपेक्षा वे कुक अधिक ही हैँ। पुराणों मेदी 
गयी उनकी वंशावली से ये बातें मालूम होती हैँ । उनकी माता का नाम सत्यवती ओर 
उनके पिता का नाम पराशर ऋषि था । पैल, वैशम्पायन, जैमिनी ओर सुमन्तु उनके चार 
शिष्य थे। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कौ तरह उनके शिष्यं के ये चारो नाम भी भारतीय 
साहित्य कौ अमर थाती है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यासं द्वारा छोटी गयी चारों संहिताओं को 
उनके इन चारो शिष्यो ने जगे बदढाया। एक-एक ने अलग-अलग संहिता कौ थाती 
को संभाला ओर उसे अगली पीटी को दिया। 

बादरायण व्यास कब हुए, कहां हुए, इन बातों को बताने का समय नहीं 
हे । फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि वे कौरवों ओर पाण्डवो के समय हुए। 
कौरवों ओर पाण्डवों की लडाई को उन्होने अपनी आंखों से देखा था। इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि बादरायण व्यास द्वापर युग में हुए, आज से हजारों 
वर्षं पूर्व। 

उनके बारे मे मोटे तौर पर इतनी ही जानकारी उपलब्ध होती है । 


रामायण ओर महाभारत का युग 
वेदों ओर वैदिक साहित्य के बाद संस्कृत कौ यह कहानी नये युग में प्रवेश 








३२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


करती है । इस नये युग की लुनियाद वेदिकोतर काल में ही पड़ चुकी थी । वेदांग इसी 
नये युग की भूमिका थी। इस नये युग को जन्म दिया ' रामायण' ओर ` महाभारत ' ने। 
संस्कृत-साहित्य कौ जो महान्‌ थाती हमें वैदिक युग के ऋषियों ने दी थी उसको आगे 
बढाया वाल्मीकि ओर व्यास ने। उन्होने वेदिक काल की सारी विरासत को लोकजीवन 
के सचे में ढाला। यह उनकी गहरी परख ओर अनूठी सूञ्च-बूञ्च थी। ` 
वाल्मीकि ओर व्यास ने लोक को इच्छाओं ओर भावनाओं के अनुरूप लोक 
की भाषा मे कहा । इसके लिए उन्होने एेसी कथाओं को लिया जिनका सीधा सम्बन्ध 
लोक से था। अपने-अपने युग के महान्‌ चरित्रं को लेकर उन्होने दो महान्‌ ग्रन्थों की 
रचना की । इसीलिए वे दोनों महर्षिं लोककवि कहलाये। उन्होने जिन दो ग्रन्थों की 
रचना को उनसे ' लौकिक संस्कृत' कौ बुनियाद पड़ी । 

इस तरह ' वेदिक संस्कृत' ओर ' लौकिक संस्कृत ' के नाम से दो अलग-अलग 
युगों का जन्म हुआ। 

"रामायण ' ओर ' महाभारत ' दोनों लम्बे युगो कौ साधना के दो फल हैँ । उन्होने 
एक नये युग को जन्म दिया। उनसे पहले का जितना साहित्य था वह युग ओर 
परिस्थितियों के अनुसार पुराना पड़ गया था। नया समाज जिस तरह के साहित्य को 
चाहता उसको पूरा करने के लिए नये युग कौ बातों को लेना जरूरी था। इस नये युग 
की मोग को पूरा किया *रामायण' ओर “महाभारत! ने। 

यह नया युग कौन था ओर उसकी मांग क्या थी । इस वार में भी जान लेना जरूरी है । 

मनुष्य की जन्म से ही काव्य ओर कला के लिए चाह होती आई है । ये बाते 
इतिहास से ही नही, व्यवहार से भी साबित हो चुकी है । वेदों के ऋषि मनुष्यों के स्तर 
से काफी ऊँचे थे। उनमें भी काव्य ओर कला कौ चाह थी । प्रकृति कौ छटा पर गायी 
गयी ऋचाएं ऋषियों के इस काव्य-प्रेम का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैँ । लेकिन ऋषियों कौ 
गायी गयी वे कवितां सब के लिए नहीं थीं । उनको गाने ओर उनसे आनन्द लेने का 
अधिकार या हक कुछ ही लोगों को था। किसी हालत मं उन बहुत सारे लोगो के लिए 
कुछ भी न था, जो वेदों कौ ऋचाओं को न तो गा सकते थे ओर न समञ्च सकते थे। 

वाल्मीकि मुनि ओर बादरायण व्यास भी ऋषि थे। उन्होने लोक की इस माँग 
को पहचाना, उनकौ जरूरत को महसूस किया। यह बदला हुआ नया युग ओर इस 
युग के नये लोग जो चाहते थे उसी को इन दोनों ऋषियों ने कहा। 

यही कारण है कि "रामायण" ओर 'महाभारत' लोगों के दिल मेँ समा गये। 
घर-घर मेँ उनकी पूजा होने लगी । वे हमारे जीवन के साथ बंध गए्‌। उन्होने हमें प्ररणा 
दी। नये विचार दिये। 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कवियों के दो प्रकार बताये हें । एक प्रकार के कवि 
तो वे है, जिनके सुख-दुःख ओर जिनकी कल्पना मे संसार के सारे मनुष्यों के सुख-दुःख 
ओर कल्पनां अपने आप बोलती है । दूसरे प्रकार के कवि वे हँ, जिनकी रचना के भीतर 
से एक सारा देश ओर एक सारा युग बोलता है । "रामायण" ओर ' महाभारत ' एसे ही दो 





संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्नोत ३३ 


काव्य है । वे हिमालय ओर गंगा की तरह भारत कौ जीवन-धारा हैँ । 

इस तरह ये दोनों पुस्तके हमारे इस देश की आत्मा हैँ । वे हमारी राष्ट्रीय एकता 
की भी कडियाँ हँ । उनमें भारत के चारों कोनों कौ आवाज ओर संस्कृति बोलती है। ¦ 
उनके द्वारा यह देश भौगोलिक एकता में बंधा हुआ है । वे संसार को यह बताती हँ कि 
यह देश युगो से विचारों से, मन-कर्म से ओर रहन-सहन से भी एक हे। 


रामायण ओर महाभारत का रचना-काल 

"रामायण" ओर *महाभारत' के नारे मे हमने बहुत-सी बाते पदीं । उनको 
पटढकर हमें कई बातें मालूम हुरई। हमें यह मालूम हुआ कि रामकथा ओर कौरव- 
पाण्डव-कथा बहुत पुरानी है । उनको सनसे पहले सूतो ओर चारणो ने गाया । उन्होने 
गा-गाकर उन्हे समाज मे फैलाया। 

उसके बाद उन लोकप्रिय कथाओं को वाल्मीकि मुनि ओर बादरायण व्यास ने 
' रामायण! ओर ' महाभारत ' में बोधा । वाल्मीकि ओर व्यास, क्योकि उन्हीं युगो में पैदा 
हए थे इसलिए सूतो ओर चारणो के मुख से कही गयी कथाओं मे उन्होने अपने 
अनुभवो तथा आंखों देखी सच्वाइयों को जोड़कर उन्हें ओर भी उत्तम बना दिया । 

"महाभारत ' के बारे में हमें यह भी जानने को मिलता है कि उसके कई कर्ता 
ओर वक्ता-प्रवक्ता हुए। वह करई बार घटा-बढा भी । एेसी हालत में उसके रचनाकाल 
को बताना ओर भी कठिन हो जाता हे। 

आज के इतिहासकारों का कहना है कि "रामायण" ओर ' महाभारत ' अपने मूल 
रूप मे कई हजार वर्ष पुराने हैँ । एक त्रेता कौ रचना है ओर दूसरी द्वापर को । जो रूप 
हमारे सामने है वे आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पुराने हैँ । वे ईसाकेर्पंचसौयाछः 
सौ वर्ष पहले बने। 


रामायण 

भारतीय साहित्य मेँ रामायण का नाम अमर है। एक दिन 'रामायण' अपने 
निर्माता वाल्मीकि मुनि की कृति रही होगी । लेकिन आज वह भारत के करोड़ों नर- 
नारियों का कण्ठहार बन गयी है । इस देश के जन-जीवन के साथ वह एेसी घुल-मिल 
गयी है कि उसको अलग किया ही नहीं जा सकता है। उसमें एक ओर तो अपने 
निर्माता की ऊँची प्रतिभा का दर्शन होता है, दूसरी ओर जिस धरती पर उसका निर्माण 
हुआ उसका सबकुछ उसमे देखने को मिलता है । एक प्रकार से इस देश ओर इसके 
निवासी करोडों लोगों की तस्वीर उसमें देखने को मिलती हे । 

उसको आदिकाव्य ओर महाकाव्य कहा गया है । आदिकाव्य इसलिए कि 
संस्कृत मे कविता का वरदान उसी से मिला। महाकाव्य इसलिए कि हमारे इतिहास के 
सबसे बडे आदर्श महापुरुष क पूरी कथा उसमें कही गयी है । लेकिन न तो महाकाव्य 
ओर न आदिकाव्य, बल्कि भारतीय परिवारों मे उसे एक धर्मपोथी के रूप में पूजा तथा 
अपनाया जाता है। उसमें इस देश की जनता का जीवन बोलता है। उसकी इच्छा 











३४ संस्कृत साहित्य को कहानी 


कल्पनां ओर मान्यताएं उसने गुंथी हुई हैँ । भक्ति, ज्ञान ओर भाइ्चारे के जो पुराने 
आदर्शं है उनको उसमें वाणी दी है । इस धरती पर यह वाणी तब तक गँजती रहेगी, 
जब तक मानवता बनी रहेगी । 
पिछले हजारों वर्षो से हमारे जीवन के साथ उसका अदूट सम्बन्ध है । उसके 
नाम में ही इतनी पवित्रता ओर मोह है कि बरबस ही हम उस पर रीञ्च पडते हैँ । 
उसका कारण है । एक बार विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, "उसमें धरती की 
बातें खूब खोलकर बतायी गयी हें । पिता-पुत्र मे, भाई-भाई मे ओर पति-पत्नी मे जो 
धर्म का रिश्ता हे, जो प्रेम, भक्ति ओर आदर का सम्बन्ध है, "रामायण ' मेँ उनको 
विस्तार से बताया गया हे । इसलिए सहज ही वह हमारे जीवन मे घुल-मिल गयी है । 
उसमें हमे अपनापन महसूस होता हे ।' 

उसको लोकप्रियता के ओर भी कई कारण हे । उसमें समाज की, परिवार की, 
घर-घर को ओर हर आदमी को बते कही गयी है । उसमें जो बाते कही गयी हैँ 
उनसे कोई भी आदमी चाहे वह संसार के किसी भी छोर का रहने वाला हो, अपना 
नाता सहज ही जोड लेता है। समाज उसमें अपनी तस्वीर देखता है। हर आदमी 
उसको अपनी कहानी मानता है । युग-युगों से उसको यह असलियत बनी हुई हे । 
इसीलिए उसे इतना सम्मान ओर आदर दिया जाता हे । 

उसमें मनुष्य-मनुष्य के लिए महान्‌ आदर्शं रखा गया है । उसका यह आदर्शं 
हिमालय जितना ऊचा ओर समुद्र जितना गम्भीर है । उसको ऊचाई ओर तह मे जाकर 
जीवन के अमर रत्रौ को खोजा जा सकता हे। उसमें एेसा अमृत दै, जो जीवन को 
अजर-अमर बना देता है । 

"रामायण" मेँ राम कौ कहानी कही गयी है । इस रामकथा के बारे मे कहा जाता 
है कि सनसे पहले उसे कविताओं ओर गीतों के रूप मे गाया गया। शहरों मे नहीं 
देहातों या गवां मे आज भी रिवाज है कि किसी असाधारण या अनहोनी घटना को 
कथाओं ओर गीतों में बंध दिया जाता है । ये कथाएं ओर गीत समाज कौ वाणी मे बस 
जाते हे । रामकथा भी इसी तरह गायी जाती रही । इन गीतों ओर कविताओं को गाने 
वाले थे इक्ष्वाकुवंश के सूत । पुराणो द्वारा गाये गये गीतों को महामुनि वाल्मीकि ने 
अपनी लेखनी मेँ ढाला। महामुनि कौ लेखनी मेँ ढल कर यह रामकथा नये रूप मेँ 
सामने आई । उसे महामुनि ने "रामायण ' नाम दिया। 

यह रामायणी कथा बहुत दिनं तक मौखिक रूप में ही बनी रही। उसको 
मौखिक ही गाया जाता रहा। महामुनि ने ही उसका गाने का तरीका बताया। सबसे 
पहले महामुनि ने इस कथा को लव ओौर कुश को पढाया। उन्होने वीणा के स्वरों मेँ 
उसका गान किया। 

धीरे-धीरे यह कथा समाज में फली । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की यह कथा 
लोक-जीवन में समा गयी। यह कथा लोकजीवन कौ अपनी कथा हो गयी। उसमें 
लोक ने अपनी सभी बातों को पा लिया। हर एक आदमी उसको पढ कर ओर सुनकर 
अपना मनौविनोद करने लगा। जन-जीवन के लिये यह रामायण" कर्म की, आदर्शं की 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्रोत ३५ 


ओर प्रेरणा को पुस्तक बन गयी । 

जन-जीवन के अलावा साहित्य मे भी उसका गहरा असर हुआ। कविता मे, 
नारक मे ओर कथा-कहानियों में सभी विषयों मे उसको अपनाया गया। संस्कृत के 
हरएक लेखक ने अपनी पुस्तक के लिए 'रामायण' कौ कथा से प्रेरणा ली। सैकड़ों 
वर्षो तक साहित्य मे उसका प्रभाव बना रहा। लेकिन समाज मेँ "रामायण" को जो 
लोकप्रियता बन गयी थी उसको जगह कोई दूसरी पुस्तक न ले सक 

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विश्व साहित्य में भी ' रामायण' को प्रमुख स्थान 
दिया गया ओर उसको प्रतिष्ठा तथा उसको प्रशंसा कौ गयी । 

इस तरह “महर्षिं वाल्मीकि की "रामायण" इस देश के करोड़ों नर नारियों के 
कण्ठ का हार बनी। कई हजार वर्षो से लेकर अब तक जन-जीवन पर उसको एक 
जेसी छाप बनी हुई हे । 


महाभारत 

इस देश को परम्परा से ज्ञान को जो विरासत मिलती रही उसको एकसाथ 
"महाभारत ' में देखा जा सकता है । जिस तरह सभी नदियों मिल कर समुद्र मे एक हो 
जाती है उसी प्रकार ज्ञान की सभी धारणं मिलकर ' महाभारत ' में एक हुई हैँ । बह एक 
प्रकार का ज्ञान-सागर है । उसके बारे मे कहा जाता है कि जो कुछ उसमे नहीं, वह अन्य 
कहीं भी नहीं है । ' यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌" ॥ महा०, आदि. ६२-५३। 

साहित्य के किसी एक विषय के भीतर उसको नहीं रखा जा सकता है । वह न 
तो केवल पुराण है, न इतिहास, न महाकाव्य ही ओर न धर्म पुस्तक ही । बल्कि वह 
सभी कुक है । वेदिक ओर लौकिक दोनों युगो का वह एक एेसा समञ्लौता है, जिस पर 
दोनों युगं के मनीषियों के हस्ताक्षर कौ मुहर है । प्राचीन आचार्यो ने महाभारत ओर 
रामायण को इतिहास कहा है ओर महाभारत के विषय में कहा गया है कि इस ग्रन्थ 
रतन से कवियों की बुद्धि विकसित होगी । 

उसके रचयिता वेदव्यास ने खुद ही लिखा है कि चारों वेदों, उसके छह अंगों 
ओर उपनिषद्‌ विद्या की जानकारी होने पर भी जो महाभारत के आख्यान को नही 
जानता उसे पण्डित नहीं कहा जा सकता । यह महान्‌ आख्यान एकसाथ ही अर्थ, धर्म, 
काम ओर मोक्ष की जानकारी देता है-' धर्मे चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ'॥ 
महा. आदि. ६२-५३। जिस भी मनुष्य को यह आख्यान रुच गया उसके लिए दूसरे 
आख्यान वैसे ही सूखे ओर नीरस लगते है जेसे कोयल की मीठी तान के आगे कौए 
के कठोर बोल। 

"महाभारत" के नाम से ज्यादातर लोग कौरव-पाण्डवों कौ लड़ाई या मार-काट 
की नात सोचते हँ । लेकिन एेसा सोचना ठीक नहीं है । वह न्याय ओर धर्म को लड़ाई 
हे। उस लडाई मे जो लोग शामिल हुए वे धर्म, राजनीति ओर न्याय के बहुत बड़े 
जानकार थे। इस लडाई का अन्त एक एसे वातावरण मे किया गया है, जहां पर किसी 
भी पक्ष को कोई एतराज नहीं । दोनों एकमत हैँ । इसीलिए ' महाभारत" को शान्त रस 








३६ संस्कृत साहित्य को कहानी 


कौ पुस्तक माना गया। 
उसका यह "महाभारत ' नाम बड़ी लड़ाई ' के कारण नहीं पड़ा । बल्कि दूसरे 
ही कारण पड़ा । एक बार देवताओं ने चारों वेदों को एक ओर ओर "महाभारत ' ग्रन्थ 
को एक ओर रखा । दोनों को जब तोला गया तो भारत ग्रन्थ अधिक भारवाला निकला । 
इसीलिए चारों वेदों से महान्‌ भगवान्‌ होने के कारण उसे ' महाभारत ' कहा गया । 
"महाभारत ' में ही लिखा है कि कौरव-पाण्डवों की यह कथा कई लोगों के 
द्वारा कई बार लिखी गयी है । हरएक बार उसमें कुक न कुक फेर बदल होता गया। 
इसीलिए समय-समय पर उसे कई नामों से कहा गया । इसका अपना एक इतिहास है । 
इस इतिहास को जान लेना चाहिए। 
भारतीय इतिहास में चन्द्रवंश का बहुत बडा नाम है। इसी राजवंश में धृतरा 
ओर पाण्डु नाम के दो प्रतापी राजा हुए। धृतराष्ट से कौरव वंश ओर पाण्डु से पाण्डव 
वंश का जन्म हुआ। इन दोनों राजवंशों की कथा का नाम ही "महाभारत ' है । इस कथा 
को बादरायण व्यास ने लिखा। 
कथा को लिखने से पहले व्यासजी ब्रह्माजी के पास गये। उन्होने इसं 
कथा को लिखने के लिए ब्रह्माजी से गणेश जी को मोगा । ब्रह्माजी ने व्यासजी कौ बात 
मान ली। 
गणेशजी लिखने के लिए तैयार हौ गए लेकिन उन्होने एक शर्तं रखी। उन्होन 
व्यासजी से कहा, मै कथा लिखने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्तं यह है कि आप 
कहीं पर भी रुकैगे नही ।' 
इस पर व्यासजी ने कहा, "मुञ्चे आपकी शर्तं स्वीकार है। लेकिन मेरा भी यह 
निवेदन कि मेरी हरएक बात को समञ्च लेने के बाद ही आप आगे बदगे ।' 
गणेशजी ने व्यासजी कौ इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यासजी 
कहते गये ओर गणेशजी उसे लिखते गये । व्यासजी ने जो कथा गणेशजी से लिखायी 
धी उसका नाम ' जय" था। यह नाम उसका इसलिए रखा गया कि उसमें पाण्डवो की 
विजय की कहानी थी। 
इस "जय ' ग्रन्थ का "महाभारत ' नाम तब पड़ा जब उसे दुहराया गया। उसको 
पहली बार दुहराया गया था जनमेजय के नागयज्ञ के समय ओर दुबारा शौनक ऋषि के 
यज्ञ के अवसर पर । इसकी भी एक कथा है । 
नैमिषारण्य नाम के वन में शौनक ऋषि का एक आश्रम था। उन्होने एक बहुत 
बड़ा यज्ञ किया। इतना बड़ा कि जिस पर पूरे बारह वर्ष लगे। उसमें उस समय के 
छियासी हजार ऋषि-मुनियों ने भाग लिया था। 
जैसा कि यज्ञ था वैसी ही उसकी धूम थी। दूर-दूर के लोग कथा सुनने के लिए 
वहाँ आवे। एक दिन लोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्रश्रवा ऋषि भी वहाँ आये। सभी ऋषि- 
मुनियों ने उनका स्वागत किया। उग्रश्रवा का एक नाम सूत भी था। पुरानी कथाओं को 
सुनाने मेँ उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। उनके पिता लोमहर्षण कवि भी कथा कहने मेँ 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणाखरोत ३७ 


कुशल थे इसलिए कथा कहने कौ कला सूतजी को जन्म से हौ मिली थी। 

इस प्रकार सूतजी को अपने बीच आया देखकर सब ऋषि-मुनियों को बडी 
खुशी हुई । उन्हे आदर के साथ ऊँचे आसन पर बेठाया गया। उनसे कथा सुनाने का भी 
अनुरोध किया गया। 

सूतजी ने कथा सुनाते हुए कहा-- 

"हे ऋषि-मुनियों ओर राजाओं, इससे पहले एक समय राजा परीक्षित के पत्र 
राजा जनमेजय ने नागयज्ञ किया था। उसमे सब शाखं ओर चारों वेदों के ज्ञाता 
व्यासजी ओर उनके शिष्य वैशम्पायनजी भी पधारे थे। उस समय राजा जनमेजय ने 
व्यासजी से कथा सुनाने की प्रार्थना कौ थी। इस पर व्यासजी ने वैश्पायनजी को वह 
कथा सुनाने के लिए कहा, जिसे कि उन्होंने गणेशजी से लिखवाया था। यानी *जय' 
पुस्तक की कहानी सुनाने का आदेश दिया। तब वैशम्पायन ने उस कथा को सुनाया । 

सूतजी ने आगे कहा-- 

"हे मुनियो, मैने भी उस कथा को सुना था। मँ भी जनमेजय के नागयज्ञ मे 
शामिल हआ था। उसके बाद मेँ कुरुक्षेत्र गया। वहीं से सीधे यहो आ रहा हू। आप 
लोग आज्ञा दे कि किस कथा को मँ आप लोगों को सुनाऊँ ? पुराणों की सुनाऊँ, 
राजाओं की अथवा ऋषि-मुनियों को ?' 

इस पर सभी लोगों ने प्रार्थना की, ' महाराज, आप हमें उस कथा को सुनायें, जो 
राजा जनमेजय के नागयज्ञ पर वैशम्पायनजी ने सुनायी थी ।! 

शौनक ऋषि के इस यज्ञ मे सूतजी ने कथा सुनानी शुरू की । उनकी मोहिनी 
वाणी मे सभी सुनने वाले डूब गये । सूतजी ने कहा- 

"हे ऋषियों, यह भारती कथा, जिसे मँ आप लोगों को सुना रहा हू, कोई ओर 
नहीं है । यह तो इस देश की उस बहुत बड़ी लड़ाई की कथा है, जिसको कि आप 
लोग ओर हम, सभी अपनी ओंखों देख चुके है, अपने कानों सुन चुके हैँ । इस कथा में 
पुराण, इतिहास ओर पुरानी कहानियों का मेल हे । लेकिन जिस कथा को भँ सुनाने जा 
रहा हू उसे कुछ बातें नयी भी हे । 

इसके बाद सूतजी ने ऋषि-मुनियों को कौरव-पाण्डवों कौ कहानी सुनायी । 

इस तरह व्यासजी की लिखायी हुई कथा को पहले उनके शिष्य वैशम्पायनजी 
ने कहा। उसी को फिर सूतजी ने दुहराया। व्यासजी ने उस कथा को गणेशजी से 
लिखवाया था। उसमें पाण्डवों की विजय का वर्णन था। इसलिए उसको * जय' नाम से 
कहा गया । वैशम्पायनजी ने जिस कथा को जनमेजय के नागयज्ञ के समय सुनाया था 
उसमे भरतवंश का बखान था। इसलिए उसका नाम ' भारत" पड़ा। उसके बाद शौनक 
ऋषि के यज्ञ के समय जिस कथा को उग्रश्रवा सूतजी ने दुहराया था उसमे अनेक 
छोरी -छोरी कथाएँ भी जुड़ गयीं जिससे कि वह कथा महान्‌ या भारी हो गयी । इसी 
महानता या भारीपन के कारण उसको ' महाभारत ' के नाम से कहा गया। 

इस सम्बन्ध मे एक बात याद रखने की है । बह यह कि सूतजी ने जब कथा कही 





--- -- - -- ~ ---~-- - ००००।००।०० -- र 





३८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


तो सुनने वालों को यह छूट थी कि वे जहोँ पर शंका हो, बीच-बीच मे, पूछ भी सकते 
है । इस छट के कारण सुनने वाले लोग बीच-बीच मँ प्रश्न करते गये। इस तरह कथा 
रुकती गयी ओर उसमे पूछे गये प्रश्न ओर उत्तर भी शामिल होते गये। व्यासजी की मूल 
कथा मे कुछ उप कथाएं तो वैशम्पायनजी ने जोडीं । इन्दीं उपकथाओं या अन्तर्कथाओं, 
अथवा दूसरी कथाओं का बहुत बड़ा हिस्सा सृतजी के द्वारा शामिल हो गया। 
मूल कथा सहित ये उपकथा कितनी थीं, इसको बताना असम्भव है । लेकिन 
उनका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे छियासी हजार लोगों के बीच कही 
गयीं । इसलिए उसमें प्रश्न ओर उत्तर भी अधिक हुए होगे। वह कथा इतनी लम्बी हुई 
कि उसे लगातार बारह वर्षो तक सुनाया गया। 
इस तरह "महाभारत ' कहानियों को कहानी बन गया। 
इस प्रकार महाभारत के साथ करई लोगों के नाम जुडे है । सबसे पहले तो उन 
सूर्तो-चारणों, साधु-सन्तों ओर ब्राह्मण-पुरोहितों को याद किया जाना चाहिए, जिनके 
नाम-मात्र का आज कुछ पता नर्ही । उनके बाद कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का नाम है 
जिन्होने अनेक कथाओं को एक सूत्र में पिरोया ओर संजोया। उसके बाद वैशम्पायन, 
संजय ओर सौति का नाम है जिन्होने इस कथा को समाज में फैलाया। इस प्रकार 
"महाभारत" की यह कथा करई कर्ताओं, वक्ताओं के द्वारा आज हम तक पहुंची । 
"महाभारत" के हर एक पर्व के अन्त में उसे ' संहिता' नाम से कहा गया है । 
` संहिता' उसे इसलिए कहा गया कि उसका समय-समय पर संग्रह-संकलन किया 
गया । पहले-पहल कौरव-पाण्डव कौ कथा को चारणो तथा सूतो ने वीर-गीतों के रूप 
मे गाया। बाद मेँ इन्हीं कथाओं को अपने ढंग से पिरोकर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने 
` महाभारत ' के रूप में कहा। उसमें कौरव-पाण्डवों की कथा के अलावा धर्म, समाज, 
दर्शन के आख्यान ओर ऋषियों की कथाएं भी हैँ । 
उसमें त्याग, वैराग्य, क्षमा, दया, करुणा ओर उदारता की भी छोरी-छोरी 
कथां हँ । उसमें पक्षु-पक्षियों, देव-दानवों, भूत-प्रेतों ओर साधु-सन्तों की भी बातें हे । 
इन मनोरंजक कथाओं को कहने वाले अनेक लोग थे। इस तरह उसमें घर, परिवार, 
समाज ओर यहाँ तक कि वीतराग साथु-सन्तों कौ कथाएं भी सम्मिलित हो गयीं । 
इस तरह ' महाभारत ' परी मनुष्य जाति के जीवन कौ लम्बी कहानी बन गयी । 
उसके इस रूप को देखकर ही विदेशी लोगों ने उसे एक एसे विश्वकोश का नाम 
दिया, जिसमे सभी कुछ पाया जाता है। अपनी इन अनेक तरह की विशेषताओं के 
कारण ' महाभारत ' को पांचवें वेद के नाम से भी कहा गया । उसके बारे मेँ कृष्णद्वैपायन 
वेदव्यास ने खुद ही लिखा है, “जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों मेँ ब्राह्यण, वैदिक साहित्य 
मे आरण्यक, ओषधियों मे अमृत, जलाशयो में समुद्र ओर चार पैर वालों में गाय श्रेष्ठ 
है उसी तरह सारे इतिहासो मे ' भारत! श्रेष्ठ है । 
इस प्रकार ' महाभारत" हमारे इतिहास की ही नही, धर्म की पुस्तक भी बन 
गयी । उसने लौकिक संस्कृत के नये युग को तो जन्म दिया ही, साथ ही उस युग के 











संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्लोत २९ 


लिए वह प्रेरणा का भी स्रोत बना। 

' रामायण" ओर "महाभारत ' की इस चर्चा के बाद ' वृहत्कथा' का स्थान हे। 
यह ' वृहत्कथा' व्या है, उसका लेखक गुणाढ्य कोन था, आगे चर्चा की गयी हे। 
"रामायण" ओर "महाभारत" की तरह ' बृहत्कथा" भी अपने-आप मे एक मनोरंजक 
कहानी है । 


गुणाढ्य ओर उनको बृहत्कथा 
जीवनी ओर समय 


संस्कृत कौ इस कहानी को "रामायण' ओर "महाभारत! ने नया जीवन दिया। 
वेदो ओर उपनिषदों के युग को उन्होने पीछे छोड दिया। समाज, जो कि नयी बातों ओर 
नये विचारो को चाहता था, उसकी मोग को पूरा किया। यही कारण हे कि उनके नाम पर 
ही उस युग का नामकरण हुआ। उनकी अमरता कौ यह सबसे बड़ यादगार हे। 

"रामायण" ओर "महाभारत" के जोड़ की एक तीसरी भी पुस्तक संस्कृत मे हे । 
उसका नाम दै ' बृहत्कथा" । ' बृहत्कथा" बहुत बाद की पुस्तक हे। "रामायण ओर 
"महाभारत" के लगभग एक हजार वर्षं बाद उसको लिखा गया। लेकिन हमे यह 
जानकर आश्चर्य होता है कि जनता के जीवन को प्रभावित करने में ' बृहत्कथा का 
योग किसी तरह कम नहीं है । इसी तरह साहित्य मे भी उसको बहुत अपनाया गया। 

"रामायण" ओर "महाभारत" की कहानियो से जनता को जो लगाव रहा है 
उसको ' बृहत्कथा" कौ कहानियों ने ओर भी पुष्ट किया। जिस तरह जन-जीवन में 
उसी तरह साहित्य मे भी उसको आदर-सम्मान मिला। उसके प्रभाव ओर उसकी 
पररणा से साहित्य में एक नयीं धारा बही । काव्यो ओर नारको के अलावा कथा साहित्य 
का निर्माण ' बृहत्कथा! कौ प्रेरणा से ही हुआ। संस्कृत का सारा लोक साहित्य 
^वृहत्कथा' पर ही आधारित है। सच बात तो यह हे कि जन जीवन के कण्ठ में 
साहित्य की जो थाती कथाओं के रूप मे जीवित थी उसी लोक भावना को गुणाढ्य ने 
' बृहत्कथा ' मे बाधा। 

“बृहत्कथा ' इस समय नहीं मिलती है । लेकिन उसके बारे मे अनेक तरह कौ 
सूचनां मिलती है । उसके बारे मे कहा जाता है कि वह मूतभाषा या पैशाची भाषा मे 
लिखी गयी ती। पुराने जमाने मे मध्य प्रदेश ओर काश्मीर मे इस भाषा को कुछ लोग 
बोलते थे। आज यह भाषा कहीं भी नहीं बोली जाती । 

“बृहत्कथा ' के नरे मे दूसरी पुस्तकों से अनेक तरह कौ बाते मालूम होती हे । 
एक बात यह मालूम होती है कि उसको किसी सातवाहन राजा के समय मं लिखा 
गया था। दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में इन सातवाहन राजाओं ने राज्य किया। 
लगभग तीन सौ वर्षो तक उनका राज्य बना रहा। ये सातवाहन राजा संस्कृत के बडे 
प्रमी थे। वे संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। संस्कृत उनके दरवार कौ बोल-चाल 
ओर राजकाज की भाषा थी। उनके दरवार मे संस्कृत के नामी कवि रहा करते थे। 








कक 
` --- <~ =-= 


ज व 





४० संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


उनके समय संस्कृत में सैकड़ों नयी पुस्तके लिखी गयीं । उनका समय संस्कृत के लिए 
` स्वर्णयुग ' था। 

उन्हीं सातवाहन राजाओं के यहाँ गुणाढ्य रहा करता था। दक्षिण भारत पर इन 
सातवाहन राजाओं ने ७२ ईसवी पूर्वं से लेकर २१८ ईसवी तक राज्य किया। इस 
आधार पर मोटे तौर से गुणाढ्य को आज से लगभग अठारह सौ वर्षं पहले माना जा 
सकता हे। 

गुणाढ्य कौ ' बृहत्कथा" अब नहीं रही । लेकिन उसके तीन छोटे-बडे रूप आज 
भी मिलते है । उनके नाम हैँ- १. बृहत्कथा श्लोक संग्रह, २. वृहत्कथा मंजरी ओर, 
२. कथासरित्सागर । इनके बारे मेँ आगे लोककथाओं की चर्चा मेँ बताया गया है । 

गुणाढ्य कब ओर कहां हुए इस पर "कथासरित्सागर" मेँ एक पूरी कहानी 
लिखी गयी है । इस कहानी में ' बृहत्कथा! के बरे में भी बहुत सी बातें बतायी गयी हें 
गुणाढ्य को यह आत्मकथा अपने-आप में बड़ी रोचक है। कथा इस प्रकार है। 

पार्वतीजी के कहने पर एक बार भगवान्‌ शंकर ने उन्हे विद्याधरो की कथा 
सुनायी । उन्होने कहा- पहले जन्म मेँ पुष्पदत्त ओर माल्यवान नाम के मेरे दो गण थे। 
उनको पार्वतीजी ने शाप दे दिया था। दूसरे जन्म में वे वररुचि ओर गुणाढ्य के नाम से 
पेदा हुए। उनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। वह कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 
बत्तीस मील कौ दूरी पर हे। 

बड़ा होकर एक दिन गुणाढ्य विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए गया। 
वहां उसकी भेट काणभूति नामक पिशाच से हई। पिशाच ने गुणाढ्य से उसकी 
आत्मकथा सुनाने के लिए कहा । गुणाढ्य ने अपनी कथा सुनाते हए कहा- 

मेरा जन्म सुप्रतिष्ठित नाम के शहर मेँ हुआ था। मेरी माता का नाम शुतार्था ओर 
मेरे पिता का नाम कौर्तिसेन था। वत्सक ओर गुल्मक नाम के मेरे दो मामा थे। मेरे पैदा 
होने के कुछ समय बाद ही मेरी माता ओर मेरे दोनों मामाओं का स्वर्गवास हो गया। 

मं दक्षिण में पढा-लिखा। मेँ अपने घर आया। अपने गुजारे के लिए मैने एक 
महाजन से कुछ कर्जा लिया। थोड़े दिनों इसी तरह गुजर-बसर करने के बाद मेँ राजा 
सातवाहन के दरवार मे गया। वहोँ दरबार के मन्त्रियों से मिला। उन्होने मेरे साथ 
अच्छा व्यवहार किया। राजा से जाकर मेरी प्रशंसा कौ। राजा ने खुश होकर मुञ्चे अपना 
एक मन्त्री बना लिया। वहीं मैने अपना विवाह किया। राजकाज को चलाने के साथ- 
साथ मँ राजकुमारो ओर दूसरे बालकों को पदाया भी करता था। 

राजा सातवाहन कम पढा-लिखा था। एक बार अपनी रानियोँ की बात को ठीक 
न समञ्चने के कारण उसको नीचा देखना पड़ा। अपनी मूर्खता पर उसे दुःख हुआ। उसने 
मन-ही-मन प्रतिज्ञा की, या तो पढ़ लिखकर विद्वान्‌ बनृंगा, या मर जाऊंगा ।' 

वह मेरे पास आया। उसने मुञ्चसे कहा, "एक आदमी कितने दिनों मे विद्वान्‌ बन 
सकता है ?' मैने कहा, * छः वर्ष में। "उसके बाद राजा अपने दूसरे मन्त्री शर्व शर्मा के 
पास गया। उससे भी राजा ने वही प्रश्न किया। शर्व शर्मा ने राजा को छः महीने मे ही 
विद्वान्‌ बना देने को कहा। राजा मेरे पास आया। उसने मुञ्चे शरव शर्मा की बात बतायी। 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्रोत ४१ 


मैने राजा से कहा, ' अगर वह एेसा कर देगा तो मँ संस्कृत, प्राकृत ओर अपनी भाषा 
बोलना छोड दूंगा ।' 

मेरी इस प्रतिज्ञा से शर्व शर्मा के सामने कठिन समस्या पैदा हुई । अपनी बात को 
पूरी करने के लिए वह स्वामी कार्तिक कौ तपस्या करने गया। कार्तिक स्वामी ने 
उसकी तपस्या से खुश होकर उसको एक गुर बताया। उससे शर्वं शर्मा ने ठीक छः 
महीने में राजा सातवाहन को विद्वान्‌ बना दिया। 

मेने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । तभी से मेने संस्कृत, प्राकृत ओर देश भाषा मे 
बोलना छोड दिया। फिर मेँ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए गया । वहां जाकर 
मेने काणभूति पिशाच को अपनी यह कहानी सुनायी। इसी कहानी को काणमूति 
पिशाच ने मुञ्चे पैशाची भाषा मे सुनाई । कहानी सुन लेने के बाद मने उसे परे सात वर्षो 
मे अपने खून से लिख डाली । वह पैशाची भाषा मे थी । मेरी यह कहानी सात लाख 
श्लोकों मे थी, इस कहानी को मने ' बृहत्कथा" नाम दिया। 

अपनी इस कहानी को बाद मेँ मैने अपने छत्रो को पदाया। अपने छात्रों के 
जरिये मैने इस आत्मकथा, याने ' बृहत्कथा" को राजा सातवाहन के पास भेजा। राजा से 
मेने यह निवेदन किया कि वह इस कथा को छपवा दं । लेकिन उसने उसको पसन्द 
नहीं किया ओर मेरे पास लौटा दिया। 

इस घटना से मुञ्चे भारी आघात लगा। मने जंगल मे जाकर अपने खून से लिखी 
इस आत्मकथा के एक-एक पष्ठ को पक्षियों को सुनाना शुरू किया। जिस पृष्ठ को मे 
सुना लेता उसी को फाड़ कर आग मे जला देता था। इस प्रकार जीवन से निराश ओर 
दुःखी होकर ने अधिकतर " बृहत्कथा" को आग की भट कर दिया। 

इसी नीच एक दिन मेरे कुछ छात्र मेरे पास आये। उन्होने मुञ्ञसे कहा, "जितना 
हिस्सा बच गया है, कृपया अब उसे हमे दे दीजिए।' अब केवल एक लाख श्लोक 
बच पाये थे । उनमें नरवाहन दत्त की कथा थी। उसको उन्होने मुञ्जसे ले लिया। 

इधर सातवाहन राजा अपनी मरण शय्या पर पड़ था। अपने जीवन कौ आखिरी 
घडियौँ गिन रहा था। वैद्यो ने उसकी नन्ज देखी। उन्होने बताया कि सूखा मांस खा 
लेने के कारण राजा बीमार हुआ। इस पर उन शिकारियं को बुलाया गया, जो जंगल से 
पक्षी मार कर लाते थे। उन्होने बताया, "जंगल में एक ब्राह्मण पशु-पक्षियो को गा- 
गाकर कथा सुनाया करता है । वे कथां इतनी रोचक ओर अच्छी थ किं उन्हे सुनते 
हुए जंगल के पशु-पक्षी अपना खाना-पीना भूल गये। इससे वे सूखने लगे। इसलिए 
पक्षियों का अच्छा मांस नहीं मिला।' 

इस बात को सुनते ही राजा चौंक पड़ा। न जाने उसमे कहां से शक्ति आई । वह 
जंगल की ओर दौड पड़ा। वह आया ओर मेरे पैरों पर लेट गया। जो कथा बच पायी 
थी उसे दे देने के लिए उसने मुञ्से प्रार्थना की । मेने वह एक लाख श्लोकों कौ बची 
हुई कथा अपने शिष्यो से लेकर राजा सातवाहन को दे दी। 

गुणाढ्य ओर उसकी " बृहत्कथा" की यही कहानी है । इसे "कथा सरित्सागर' मे 








४२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


दिया गया है । इस कहानी के बरे मे कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कहाँ तक सही 
हे । लेकिन उसको एकदम गलत तथा गदी हुई भी नहीं कहा जा सकता है । 


दूसरी पुस्तकों मे बृहत्कथा की च्च 

" बृहत्कथा ' का जनता के मन में वही आदर-सम्मान था, जो 'रामायण' ओर 
"महाभारत ' का। न केवल जनता के, बल्कि साहित्य मे भी उसको बहुत बड़ स्तर पर 
अपनाया गया। कवियों ओर लेखकों को वाणी पर वह कई युगो तक ची रही । उससे 
लोक ने ओर कवियों न नयी-नयी प्रेरणां लीं। 

संस्कृत के कुछ लेखकों ने ' वृहत्कथा' के बार में कई तरह कौ बातें कही हैँ । 
' दशरूपक ' के लेखक धनंजय ने लिखा हे, "उनके समय "रामायण ' ओर ' महाभारत ' 
की तरह ' बृहत्कथा! का भी बड़ा आदर-सम्मान था। जनता बडे चाब से उसकी 
कथाओं को सुनती ओर उनसे मनोरंजन करती थी ।' (दशरूपक १-६८।) 

' आर्यासप्तशती ' के लेखक गोवर्धनाचार्य ने तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कौ हे । 
उन्होने लिखा हे, "रामायण, महाभारत ओर बृहत्कथा के लेखक हमारी वन्दना के पात्र 
हं । उनका हम आदर करते हँ । "रामायण ' ओर "महाभारत ' तो गंगा ओर यमुना की 
तरह हैँ । लेकिन “ बृहत्कथा ' सरस्वती की तरह है । जिस तरह ये तीनों नदियों भारत कौ 
धरती का शुंगार हैँ, खुशहाली देने वाली हँ । उसी तरह ये तीनों महान्‌ पुस्तके भी इस 
देश के साहित्य कौ चेतना हैँ । उनसे इस देश का साहित्य फला-पफूला ओर आगे 
बढा।' (आर्यासप्तशती ।) 

' काव्यादर्श ' के लेखक दण्डी ने लिखा हे, ' बृहत्कथा" भूत भाषा या पैशाची 
भाषा में लिखी गयी थी। उसमे एेसी कथाएं थीं, जो पढने वाले को चकित कर देती 
थीं ।' (भूतभाषामयीं प्राहुरदभुतार्था बृहत्कथाम्‌। काव्यादर्-१-३८ ।) 

इसी तरह "नलचम्पू" के लेखक त्रिविक्रम भट का कहना हे, ' बृहत्कथा! की 
कहानियां बड़ी ही सुन्दर थीं । उनको पढ़कर लोग हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते थे। 
(नलचम्पू भूमिका श्लोक १४।) | 

" बृहत्कथा' कौ प्रशंसा मे बाण ने लिखा है, "वह भगवान शंकर कौ लीलाओं 
कौ तरह तीनों लोकों को लुभाने ओर चकित कर देने वाली महानु कथा थी 
(समुद्दीपितकन्दर्पा कृतगौरीप्रसाधना। हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा । 
हर्षचरित, भूमिका, श्लोक १८ ।) 

इन बातों को पढ़कर हमें ' बृहत्कथा ' के बारे में करई तरह की सूचनां मिलती 
है । एेसा मालूम होता है कि कथाओं का वह बड़ा भारी भण्डार था। बालक से लेकर 
बृटे तक, पटठे-लिखे से लेकर अनपदढ्‌ तक सभी उन कथाओं से परिचित थे। 

संस्कृत के कवियों ओर कथाकायों के लिए ' बृहत्कथा! ने प्रेरणा ओर चेतना का 
काम किया। वह आज भले ही हमारे सामने नहीं है । लेकिन उसकौ महान्‌ विरासत आज 
भी हमारे पास है । उसकी प्रणा से संस्कृत में अनेक काव्य, नाटक ओर कहानियाँ लिखी 
गयीं । भारत के ओर-छोर तक उसका गौरव ओर उसको गरिमा फैली हुई है । 








संस्कृत साहित्य के प्रेरणास्रोत ४३ 


इस तरह संस्कृत-साहित्य में गुणाढ्य ओर उनको ' बृहत्कथा" का नाम अमर 
है । गुणाढ्य की ' बृहत्कथा" का ही क्यों, ' रामायण ' ओर ' महाभारत" को भी कभी नहीं 
भुलाया जा सकता है । उनका प्रभाव इस धरती के कण-कण में है, जिसमें हमने जन्म 
लिया हे । इसलिए युग-युगों तक हमारे जीवन से उनका अटूट सम्बन्ध हे । 

"रामायण", ' महाभारत" ओर बृहत्कथा" की यह कहानी यहीं पूरी हो जाती है । 
लेकिन उनके जरिए जिस नयी कहानी का जन्म हुआ उसको जानना अभी शेष हे । 
आगे की इस कहानी को हम ‹ संस्कृत साहित्य के मुख्य सन्देश' से शुरू करते हैँ । 
इसमे यह बताया जायगा कि संस्कृत भाषा ने, उसके साहित्य ने इस देश को ओर 
संसार की समस्त मानव जाति को क्या दिया । उसको एेसी कौन-सी देन है, जो संसार 
की किसी भी भाषा के साहित्य में नहीं पायी जाती । इसी बात को हम आगे पदेगे। 


(9 











1 
कालिदास ओर उनका युग 


कालिदास ओर उनके युग में चार कवियों एवं नाटककारों के बारे मे लिखा 
गया है । कालिदास के अलावा उनके नाम है-- भास, अश्वघोष ओर शूद्रक । इस युग 
में अन्य कवि ओर लेखक भी हुए। व्याकरण, कोश ओर आयुर्वेद जैसे विषयों पर भी 
पुस्तक लिखी गयीं । पुराणों ओर जेन-बोद्धों के साहित्य का भी यही युग रहा। इसी 
युग में दर्शनशास्तर का विकास हुआ। लेकिन उन सबको छोड कर केवल चार कवियों 
पर ही लिखा गया। इन चारों कवियों ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया ओर 
बाद के साहित्यिक ग्रन्थ भी उनसे अनुप्राणित हुए। 

कोश, आयुर्वेद, ज्योतिष ओर दर्शन आदि एेसे श्र हँ, जो कि पण्डितो के 
समञ्च के विषय हैँ । सामान्य जन-जीवन से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं है। आदि से 
लेकर अन्त तक वे इसी रूप में बने रहे। सभी युगो में संस्कृत के जिस अंग का जनता 
से सम्बन्ध बना रहा वह काव्य-नाटक ही है । 

वाल्मीकि ओर व्यास के बाद भास, कालिदास, अश्वघोष ओर शृद्रक ने ही 
कविता को थाती को आगे बदढ़ाया। आगे कौ कई पीढियों तक कालिदास ने संस्कृत 
साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए संस्कृत साहित्य में उनके नाम से इस युग का 
नामकरण हआ। 

संस्कृत को इस कहानी मे कालिदास के युग कौ सीमाओं पर पहले विचार 

किया गया है । उसके बाद इस युग को विशेषताओं पर विचार किया गया है । इस युग 
के चार प्रमुख कवियों एवं नाटककार के बारे मेँ जितनी बातें मालूम होती हैँ उनको 
क्रमशः प्रस्तुत किया गया है । 


कालिदास के युग की सीमां 
महर्षिं वाल्मीकि ओर बादरायण व्यास ने संस्कृत को नयी वाणी दी। उसे नये 
स्वर ओर दिशां दीं । उन्होने संस्कृत भाषा को वेद की सीमाओं से निकाल कर लोक 
के सामने रखा। इसलिए वे लोक कवि हुए । 
“रामायण' ओर "महाभारत" के रूप में मिली संस्कृत कौ इस महान्‌ विरासत 
को भासं ओर कालिदास नै अगे बढाया। संस्कृत की इस थाती को आगे बढाने के 
लिए ओर लोगों का भी योग रहा। लेकिन जिन लोगों ने विशेष कर जनता के लिए 








कालिदास ओर उनका युग ४५ 


लिखा, जिनको जनता ने पसन्द किया, उनमें भास ओर कालिदास ही पहले आते हे । 

भास ओर कालिदास को जतैता ने क्यों पसन्द किया। इसका भी एक कारण 
था। भास ओर कालिदास जनता के बीच से आये ओर हमेशा जनता के बीच ही बने 
रहे । उन्होने जो कुक लिखा उसमें उनके अपने अनुभव ओर ओंखों देखी बाते थीं। 

भास ओर कालिदास के काव्य ने जनता के मन पर असर डाला। उससे समाज 
मे नयी चेतना जगी। संस्कृत के लिए लोगों का अनुराग बढा। एक नहीं, अनेक 
लेखकों ने कलम संभाली । संस्कृत कौ नयी-नयी दिशाँ खुलीं । अनेक विषयों की 
पुस्तके लिखी जाने लगीं । इस तरह संस्कृत का भण्डार भरने लगा। इस कहानी को 
आगे बढाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भास ओर कालिदास का नाम 
एकसाथ क्यों लिया जाता है। जैसा कि हम आगे पगे, हमारे इन दोनों लेखकों के 
बीच कई सो वर्षो कौ दूरी हे। भास के लगभग तीन-चार सौ वर्षं बाद कालिदास हुए। 
इतने लम्बे समय को एकसाथ जोड़ने का हमारा आधार क्या है । साथ ही हमें यह भी 
जान लेना चाहिए कि इस युग को हम "कालिदास का युग" क्यों कहते हँ ? इस युग के 
भीतर भास को रखने का क्या आधार है। 

इसका उत्तर पाने के लिए हमे भास ओर कालिदास कौ पुस्तकों मे जाना होगा। 
असल बात यह है कि कालिदास ने जिस युग को जन्म दिया उसकी भूमिकां उनसे 
पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस भूमिका को तैयार किया था भास ने। भास मौर्य 
राजाओं के समय हुए । मौर्य राजा संस्कृत के नडे प्रेमी थे] उनके समय मं संस्कृत के 
कई विषयों पर पुस्तक लिखी जा रही थीं । पुराण, धर्म अर्थं ओर दर्शन--इन चारों 
विषयों की उस समय पर्याप्त चर्चा थी। लेकिन ये चारों विषय एेसे थे, जो साधारण 
जनता की पहुंच से परे थे! वे पदे-लिखे लोगों के ही लिए थे। 

एेसे समय में भास ने लेखनी संभाली । उन्होने जनता की रुचि को पहचाना। 
जनता की बाते जनता के लिए कही । उन्हे संस्कृत का सबसे पहला नाटककार माना 
जाता है। अपने नाटकों मे उन्होने अपने युग के समाज की सुन्दर शंकियां प्रस्तुत कीं । 
लोगों ने उनको खूब अपनाया। उनके नाटक खेले गए। उनसे लोगों का मनोरंजन 
हुआ। इस तरह भास ने संस्कृत के लिए जनता कौ रुचि को जगाया। 

भास के बाद लोकरुचि का यह विषय लगभग धुंधला पडता गया । इस दिशा में 
जो छिट-पुट काम हुए भी वे लोक की मांगों को परा करने मे अक्षम रहे। भास को 
इस थाती को संभाला कालिदास ने। भास के नाटकं ने जनता का संस्कृत से नाता 
जोड़ा था। उसको कालिदास ने ओर भी मजबूत किया। 

कालिदास ने भास की थाती को संभाला तो अवश्य, लेकिन उसको वे संभाल 
पाग, इसका उनके मन में कु संदेह बना रहा। उन्होने अनुभव किया कि भास जैसे 
नारककार के नारकों के आगे मेरे नाटकं को जनता अपनायेगी भी या नहीं 
(' प्रथितयशसां भाससोमिलक कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासास्य 
क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः ।' मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना) । उन्होने स्वयं ही यह 





| 





४६ संस्कृत साहित्य को कहानी 


बात कही । एेसा कहकर उन्होने भास के प्रति अपने आदर-भाव को प्रगट किया। 
इस तरह भास ने संस्कृत को धरा पर जो नया बीज बोया था, जो नयी पौध 
उगायी थी उसको कालिदास ने सच कर हरा-भरा बनाया। 
कालिदास का समय ईसा से एक सौ वर्षं पहले माना जाता है। उनके बाद 
लगभग सात-आठ सौ वर्षो तक संस्कृत का जनता से अटूट सम्बन्ध बना रहा। इस 
बीच जो सैकड़ों पुस्तके लिखी गयीं उन पर किसी-न किसी रूप में कालिदास की 
छाप रही । कालिदास की कविता ने जनता ओर लेखकों, दोनों के मन को मोह लिया। 
संस्कृत-साहित्य मे कालिदास ही एक एेसे कवि हुए, जिनको इतने लम्बे समय 
तक ओर इतनी गहराई से अपनाया गया। उनके युग को संस्कृत का ' स्वर्णं युग ' कहा 
जाता है । इस स्वर्णं गुण की सीमाएं भास से लेकर भवभूति तक पहंचती हैँ । 
इस युग मे कई कवि, महाकवि, नाटककार, गद्यकार ओर कथाकार हुए। उन 
सब ने कालिदास कौ ' भारती" से प्रेरणा ली। उनकी संख्या सैकड़ों तक पहंचती है । 
उनमें से कुछ की ही हम. यहाँ चर्चा करेगे। कालिदास के युग में हम भास, अश्वघोष 
ओर शूद्रक--इन तीन लेखकों को रखना उचित समते हैँ । 
उनके बाद भर्तृहरि, भारवि, माघ, वाण, श्रीहर्ष ओर भवभूति की चर्चा करेगे । इन 
कवियों ओर नाटककार के समय को संस्कृत का उत्कर्षं युग ' कहा गया है । 
कालिदास के इस युग को हम भास से प्रारम्भ करते हैँ । भास की चर्चा करते 
हए यहां उनकी जीवनी, समय, पुस्तक ओर कविता के बरे मे बताया गया है । भास 
क्योकि संस्कृत के पहले नाटककार हँ इसलिए पहले नाटक के जन्म कौ कहानी 
बतायी गयी है। 


भास ओर उनका युग 
नाटक का जन्म 
भास संस्कृत के प्रथम नाटककार हैँ । भास के ओर उसके नाटकं के बरे मेँ 
जानकारी करने से पहले नाटकं के विषय में कुछ बाते जान लेनी जरूरी है । संस्कृत के 
नाटकं के बारे मेँ यह इसलिए भी जरूरी है कि उनके अपनी अलग शैली ओर शास्त्र है । 
नाटक क्या है, इस बरे मे हम थोडा-बहुत अवश्य जानते हैँ । लेकिन हममे से 
कुछ ही इस बात को जानते हैँ कि हमारे समाज मेँ नाटकं को कब से अपनाया गया। 
उनको समाज ने क्यों अपनाया, इसकी जानकारी भी हमारे लिए आवश्यक है । इन 
दोनों बातों को जान लेने के बाद नाटक को जान लेने में सुविधा होगी। ` 
संस्कृत कौ जिस कहानी को अब तक हम पठ्‌ आये हैँ, उससे आगे की 
कहानी ओर भी रोचक है । इस कहानी को रोचक बनाने का काम किया नाटकों ने। 
यदि हम नाटकों के पिछले इतिहास को देखते है तो हमें मालूम होता है कि भास ओर 
कालिदास से भी हजारों वर्षं पहले उनको हमने अपना लिया था। 
वेदों के युग का समाज धर्म कौ भूमि पर रिका था। लोग सरल थे, सुखी थे। 











कालिदास ओर उनका युग ४७ 


दूसरी बातों मे आज के जीवन से उनका जितना भी अलगाव रहा हो, मनोरंजन कौ 
चाह उनमें उतनी ही थी, जितनी कि आज के जीवन में है ? वे आमोद-प्रमोद पसन्द 
करते थे। जीवन के लिए मनोरंजन को वे जरूरी समञ्चते थे। उनके मनोरंजन मे नाटक 
काभी एक स्थान था। 

वेदिक युग में शेलूष नाम कौ एक जाति थी। इस जाति के लोग नाटकं को 
खेलते थे । नाटक को तब कलाओं में गिना जाता था। इस नाय्यकला में शैलूष जाति के 
लोग बडे चतुर थे। ये लोग यज्ञं के अवसर पर नाचने-गाने का काम कसते थे। 
नाचना-गाना उनकी जीविका का साधन था। हमारे देश में नारक ओर संगीत को थाती 
इसी जाति के लोगों के द्वारा आगे बी । 

उसके बाद हम “रामायण ओर ' महाभारत ' के युग में आते है। इस युग के 
समाज में नारकं का अधिक प्रचार-प्रसार देखने को मिलता है । श्रीराम कौ राजधानी 
अयोध्या की चर्चा करते हुए वाल्मीकि मुनि ने लिखा है कि वहां कौ जनता में नारको 
का बहुत प्रचार-प्रसार हो चुका था। नाचने-गाने वालों कौ अपनी मण्डलियों थीं। 
उनके नाच-गान को लोग बडी रुचि से देखते ओर सुनते थे। 

इसी तरह "महाभारत ' मे लिखा है कि वसुदेवजी के अश्वमेध के समय एक 
नाटक खेला गया था। उसमे भद्र नामक नट ने अपनी कला को इतने अच्छे दंग से 
प्रस्तुत किया कि उससे सभी ऋषि-महरषि प्रसन हो गये। इस खुशी मे उन्होने भद्र 
नामक नट को यह वरदान दिया कि वह आकाश मे उड सकता है ओर अपनी इच्छा से 
नये-नये रूप बदल सकता है । 'महाभारत' के समय में एक बार राम कौ कथा को 
लेकर "रामायण नाटक' खेला गया था। "महाभारत ' में ही यह लिखा हुआ है । 

"महाभारत ' के बाद हम एेसे युग में आते है, जो सुख-चैन ओर समृद्धि का युग 
था। इस समय भारत पर मौर्य राजाओं का राज्य था। वे मौर्य राजा कला ओर साहित्य 
के बडे प्रेमी थे। उनके राज्य में सभी कलाओं कौ शिक्षा कौ व्यवस्था थी। कुशीलव 
ओर चारण लोग अपनी मण्डलियों के साथ समाज में नाटक दिखाते ओर उनसे अपनी 
जीविका चलाते थे। भास लगभग इसी युग में हुए। 

इस प्रकार परम्परा से ही नाटक समाज के आमोद-प्रमोद के साधन बन चुके 
धे | रास ओर स्वोंग की जो प्रथा आज भी देश के ओर-छोर तक देखने को मिलती है, 
नारक का ही एक अंग थी। ये लोकनाय्य कहे जाते हैँ, ओर भारत कौ प्रायः सभी 
भाषाओं मे उनको खेलने का प्रचलन है । 


जीवनी ओर समय 

समाज की इस रुचि को पहचानने ओर उसको अधिक रुचिकर बनाकर अपनी 
रचनाओं के द्वारा समाज के आगे रखने में जिन लोगों ने नाम अजित किया उनमें भास 
का नाम पहले आता है। संस्कृत के वे सनसे पहले नाटककार थे। पहले-पहल 
साहित्य मे कम ओर लोक में अधिक उनके नाटक अपनाये गये। 








४८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


भास दक्षिण भारत के थे। भावणकोर को उनकी जन्मभूमि बताया जाता है। 


उनके बरे मे अब तक जो खोज हुई है उसमें यह बताया गया है कि वे आज से 


लगभग ढाई-हजार वर्ष पहले,यानी ईसा से ४००-५०० वर्ष पहले हुए। उस समय 
भारत पर मौर्य राजा राज्य करते थे। 
भास के बरे में इतना ही मालूम होता हे । 


भास के नाटक 
भास ने तेरह नाटक लिखे । इन नाटकं को खोज निकालने ओर उनकी सूचना 
देने का श्रेय महामहोपाध्याय टी०°गणपति शास्त्री को है । उनमें से कुछ तो परे नाटक हँ 
ओर कुछ एकांकी । नाटक आठ ओर एकांकी पांच हँ । उनके आठ नाटकं के नाम 
है-- १. स्वप्रवासवदत्तम्‌, २. प्रतिज्ञायोगन्धरायण, ३. बालचरित, ४. पंचरात, 
५. प्रतिमा नाटक, ६. अभिषेक नाटक, ७. अविमारक, ओर ८. चारुदत्त। इसी प्रकार 
पांच एकांकियों के नाम है-- १. मध्यमव्यायोग, २. दूतवाक्य, ३. दूतघटोत्कच, 
४. कर्णभार, ओर ५. ऊरुभंग। 
इनमें से "प्रतिमा नाटक ' ओर “ अभिषेक नाटक! ' रामायण ' की प्रेरणा से लिखे 
गये । दूतवाक्य, कर्णभार, दूतघटोत्कच, ऊरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र ओर बालचरित 
ये "महाभारत" की कथा पर हें | 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण ओर स्वप्रवासवदत्तम्‌ उदयनकथा पर आधारित है तथा 
अविमारक ओर चारुदत्त कल्पनामूलक हें । 
भास ने ही सबसे पहले एकांकी नाटक लिखे। भास के इन नाटकों को देखकर 
मालूम होता है कि वे जनता के लिए लिखे गये। उनमें छोटे वाक्य ओर सरल भाषा का 
प्रयोग किया गया है। 
उनके अधिकतर नारक समाज को ध्यान में रखकर लिखे गये हँ । उस युग के 
समाज में जो नुराइयां थीं, उनको भी उसमें दिखाने का यत्र किया गया है । उनमें हमें 
यह भी देखने को मिलता है कि उस युग के समाज का रहन-सहन, आचार-विचार 
कैसा था। उनके इन नाटकों ओर एकांकियों का कथासार नीचे दिया जा रहा हे । 
दरतवाक्य उनके  दूतवाक्य' नामक एकांकी मे पाण्डवे को दूत बनाकर कौरवं 
के पास भेजते है ओर उनसे समञ्चौता करने को कहते हँ । उधर 
कौरवों कौ सभा में द्रौपदी का जो अपमान किया गया उस पर 
दुर्योधन खुशियाँ मनाता है । अब श्रीकृष्ण समञ्चौते की बात कहते हैँ 
ओर पाण्डवों को आधा राज्य लौटा देने की शर्त रखते हैँ । दुर्योधन 
उसको दुकरा देता है। 
इस एकांकी मेँ श्रीकृष्ण ओर दुर्योधन के चरित्रं को दिखाया 
गया है । इन दोनों के चरित्र का आपसी सम्बन्ध छत्तीसी है । इस 
एकांकी मेँ यह दिखाया गया है कि हर एक मनुष्य को न्याय पर 
चलना चाहिए ओर लोकमत का आदर करना चाहिए। 





कर्णभार; 


कालिदास ओर उनकाःयुग ४९ 


*कर्णभार ' नामक दूसरे एकांकी में यह दिखाया गया हे कि एक नार 
कर्णं ने परशुराम से एेसा कवच-कुण्डल प्रात किया था, जिसको 
पहनने पर कोई भी चोट नहीं कर सकता था। लेकिन परशुरामजी ने 
कर्णं को यह भी चेतावनी दी थी। कि समय आने पर यह कवच- 
कुण्डल उसकी रक्षा न कर सकेगा। हुआ भी ठीक यही । अर्जुन के 
साथ युद्ध करने से पूर्वं एक ब्राह्मण का नकली वेश धारण कर इन्द्र, 
कर्णं से उस कवच-कुण्डल को ले जाता है । इसी कथा को बड़ी 
सुन्दरता से इस एकांकी में बांधा गया हे । 

राजा कर्णं को महादानी कहा गया है । अपने प्राण कौ परवाह न 
करके उसने अपने वचनं को निभाया । यहो आत्मरक्षा से बढ़कर 
आत्मधर्म बताया गया है । मनुष्य का यह सबसे बड़ा गुण हे । 


दूतधटोत्कच : तीसरे एकांकी * दूतघटोत्कच' में अर्जुन अपने पुत्र के कपटी हत्यार 


ऊरुभग . 


मध्यम व्यायोग : 


पंचरात्र 


जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा पूरी करता है । इसमे कथा जेसी कौ तैसी 
नहीं है । नारककार की अपनी स्वतन्त्र सूज्ञ-समञ्च भी है । 


'ऊरुभंग' भी एकांकी है । इसमे भीम ओर दुर्योधन का गदायुद्ध- 


वर्णन किया गया है । इस युद्ध में भीम अपनी गदा से दुर्योधन कौ 
जंघाओं (ऊरुओं) को तोड़ देता है । इस प्रकार दुर्योधन का अन्त हो 
जाता है। इस एकांकी की कथा मे कोई विशेषता नहीं है । लेकिन 
रेगमंच पर ही दुर्योधन का मरण दिखाकर नाटककार ने नाटक के 
नियमों का पालन नहीं किया । सारे संस्कृत साहित्य मे यही एक एेसा 
एकांकी है, जिसका अन्त दुःख में किया गया है। 

इस एकांकी मे नियमों की रेखाओं को लघ कर भास ने बड़ 
साहस का परिचय दिया है। 
"मध्यम व्यायोग' एकांको में यह दिखाया गया है कि भीम एक 
ब्राह्मण-पुत्र की रक्षा करके उसकी जगह अपने आप को राक्षसी 
हिडिम्बा के आगे पेश करता हे । 

नाटककार ने एेसा दिखाकर क्षत्रिय धर्म की महानता को बताया 
है । मनुष्य का मनुष्य के प्रति शायद इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता 
है कि वह दूसरे के लिए अपने प्राणों को निक्कावर कर दे। नाटककार 
की यह स्वतन्त्र कल्पना है । लेकिन है बड़ी असर डालने वाली । 
"पंचरात्त' नारक मे नाटककार ने एक निराली बात कही है । उसमें 
दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य द्वारा पाँच रातो के भीतर पाण्डवो को 
खोज निकालने के उपलक्ष्य मेँ दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य लौटा दिया। 

नाटककार की यह कोरी कल्पना है, किन्तु कल्पना होने पर भी 
उससे एक कुतूहल पैदा होता है । यही कुतूहल पैदा करना इस नाटक 
की विशेषता हे। 








9 
अभिषेक . 


बालचरित : 


अविमारक्छ : 


प्रतिमा नारक: 


संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


ˆ अभिषेक" नारक भास को कला का अच्छा उदाहरण है! उसमें 
बालि का वध, लंका पर्हुंच कर हनुमान द्वारा सीता को धैर्य बंधाना, 
रावण को फटकारना, रावण द्वारा लक्ष्मण तथा राम के कटे धड़ को 
दिखाकर सीता को छलना, ओर रावण-वध तथा राज्याभिषेक की 
कथा बतायी गयी है। 

इस नीरस कथा को भास ने सरल बनाने की कोशिश की हे। 
लेकिन कथा को गलत दंग से प्रस्तुत करके भी नाटककार अपने 
उदेश्य मे सफल न हो सका। 
"बालचरित' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध तक की कथा 
कही गयी है । भास ने सही कथा को तोडा-मरोडा ही नहीं, उसे 
अपनी कल्पना से लपेट कर गलत तरीके से भी पेश किया है । कृष्ण 
के शखर को मनुष्य के रूप मे ओर बेल को बात करते हुए दिखाना-- 
ये घटनाएँ नाटक को विचित्र अवश्य बना देती हैँ । इस विचित्रता 
द्वारा मनोरंजन करना ही नाटककार का ध्येय हो सकता हे । 
 अविमारक' नाटक मे महाराज कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी ओर 
महाराज सौवीर के पुत्र अविमारक कौ प्रेम कथा कही गयी है । यह 
नाटक एक लोक-कथा को लेकर लिखा गया हे । यह लोक-कथा 
इस प्रकार है-- एक बार राजकुमार अविमारक एक हाथी से राजकुमारी 
कुरगी को रक्षा करता है । इस उपकार मेँ वह राजकुमार पर मोहित 
हो जाती है । उसके कुछ दिन बाद अविमारक राजा कुन्तिभोज के 
यहाँ पकड़ा जाता है ओर उसको प्राणदण्ड मिलता है । इसी समय 
नारदजी आते हँ ओर सही बातों को बताकर विवाद को हल कर देते 
हें । अन्त में दोनों का विवाह हो जाता हे। 

इस लोककथा को जितने अच्छे तरीके से सजाया जाना चाहिए 
था, भास ने वैसा नहीं किया। 
उनके ' प्रतिमा नाटक ' मेँ राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक 
कौ कथा कही गयी है । 'रामायण' की इस कथा में भी भासने 
नीच-बीच में अपनी मनगढन्त घटनाओं को जोड़ा है । इन घटनाओं 
से नाटक मेँ रोचकता बढ़ने कौ बजाय उलञ्चन पैदा हुई है । 


प्रतिन्नायौगन्धरायणः ; 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक में वत्सदेश के राजा उदयन ओर 


अवन्ति देश कौ राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेम की कथा कही 
गयी है । एक बार राजा उदयन अवन्ति के राजा महासेन द्वारा 
कैद कर लिया जाता है। राजा को जब मालुम होता है कि 
उदयन संगीत विद्या का जानकार है तो उसे राजकुमारी वासवदत्ता 
को संगीत सिखाने के लिए रख लिया जाता है। धीरे-धीरे 





कालिदास ओर उनका युग ५१ 


दोनों मेँ प्रेम हो जाता है। एक दिन दोनों, मन्त्री यौगन्धरायण 
की मदद से निकल भागते है । इस नाटक में इतनी ही कथा हे । 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ : इस अधूरी कथा को ' स्वप्नवासवदत्तम्‌" में पूरा किया गया है । 
मन्त्री यौगन्धरायण यह अफवाह फेला देता है कि वासवदत्ता 
जंगल मे जल कर मर गयी है। उदयन भी इस बात को सही 
समञ्च लेता है । वासवदत्ता को यौगन्धरायण ने उससे अलग कर 
लिया था। इसलिए उदयन मगधराज कौ बहिन पद्मावती से 
विवाह कर लेता है । एक दिन वह स्वप्र मे वासवदत्ता को देखता 
है । जब उसकी ओंखिं खुलती हैँ तो वह वासवदत्ता को सचमुच 
अपना सिर दबाते हुए पाता है। 
इस बात के खुल जाने से उसको सारी कथा का रहस्य बता 
दिया जाता हे । उसे यह भी बताया जाता है कि राज्य के कल्याण 
के लिए ज्योतिषियों ने यह फल बताया था कि राजा को पद्मावती 
से जरूर विवाह करना चाहिए। 
इस कथा के सभी पात्र सही हैँ । लेकिन इस सारी कथा को 
अपनी सुन्दर कल्पना से भास ने बड़ा रोचक बना दिया है । एक 
के बाद दूसरा रहस्य नाटक कौ सुन्दरता को बढ़ा देता है । ये 
दोनों नाटक उनकी श्रेष्ठ कृतियो मे सेहै। 
चारुदक्त उनका तेरहवाँ नाटक ' चारुदत्त' न केवल उनके नारको मे, बल्कि सारे 
संस्कृत साहित्य में अपनी तरह की अकेली कृति है । एक लोककथा पर 
यह नाटक रचा गया हे । 
लोककथा इस प्रकार है- उज्जयिनी में सार्थवाह नाम का एक ब्राह्मण था। वह 
बहुत गरीब था। उसका अपना परिवार था। उसी नगर मे वसन्तसेना नाम कौ एक 
गणिका रहती थी । नृत्य ओर संगीत इन गणिकाओं का पेशा होता था। संयोग कौ बात 
कि बडे-बडे धनवानों को छोडकर वसन्तसेना का प्रेम एक एेसे गरीब बाह्मण से हो 
गया, जो कि परिवारवाला था। लेकिन अपनी विवशताओं एवं लाचारियों के बावजुद 
ब्राह्मण उस गणिका के आग्रह को न दुकरा सका। 
कथा को यहीं छोड कर, कहा जाता है कि उस महान्‌ नाटकार का निधन हो गया। 
भास की लेखनी का यह अमर रत्र है। कथा कौ सरसता कौ दृष्टि से यह नाटक 
जितना भी रोचक हो, यह अलग बात है। उसकी खास बात तो यह है कि उसमे एक 
वेश्या के साथ एक गृहस्थ ब्राह्मण का विवाह करा दिया गया है । समाज कौ दष्ट मे 
यह एक बडे साहस का काम था। भास ने इतने बडे सामाजिक प्रश्न को उठा कर 
उसका सही उत्तर भी दे दिया । यह आज की नही, उस युग की बात है जब इस बात 
को अधर्म ओर अनीति मे शामिल किया जाता था ओर उसके लिए कड़े से कड दण्ड 
रखे गये थे। 











| 
| 
| 
| 





५२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


आगे चलकर शूद्रक ने इसी कथा को लेकर "मृच्छकटिक" नामक नाटक 
लिखा । इस नाटक के बारे में आगे बताया गया है । 

इस प्रकार भास ने संस्कृत को एक नयी दिशा दी। भास कवि थे, सफल 
नाटककार थे। उनको यह सफलता उनके समाज-प्रेम के कारण मिली थी। वे सुधारक 
तो थे ही, साथ ही कुरीतियों ओर अन्धविश्वासों को समाज के आगे रखने के लिए 
उन्होने अपने नाटक को साधन बनाया। उस समाज में नाटक ही एक एेसा साधन था, 
जिसको देखने, पटने ओर करने के लिए सभी लोगों को इजाजत थी । संस्कृत के कुछ 
विचारवान ऋषियों के कहने पर स्वयं ब्रह्मा ने नाटक को बनाया था। उसको पाँचवाँ 
वेद नाम दिया गया। चारों वेदों के पढने का अधिकार सबको नहीं था। मनोरंजन ओर 
आमोद-प्रमोद के सभी रास्ते दूसरे लोगों के लिए बन्द थे। यह पांचवाँ वेद ' नाटक' 
इसीलिए बनाया गया कि उसमे समाज के सभी लोग शामिल हो सक ओर समान रूप 

से उसका आनन्द ले सके । 
भास ने अपनी बातों को समाज के कानों तक पहुंचाने के लिए इसी उपयोगी 
साधन को अपनाया । भास के नाटकं को समाज ने अपनाया भी । आज, जबकि संस्कृत 
का युग पीछे गुजर चुका है, उनके नाटकं कौ समाज में वैसी ही लोकप्रियता बनी हुई 
हे । दक्षिण के चाक्यार लोग, आज भी भास के नाटकं को खेलते हैँ । समाज भी उनको 

उसी रुचि से अपनाता हे । 


कालिदास ओर उनका युग 
कालिदास के बारे में कई बातें हम पीछे पद्‌ चुके है । भारत मेँ उनका जन्म 
हृंआ। लेकिन सारा संसार आज उनको अपना कवि मानता है । भारत की जनता के मन 
पर उनकौ छाप अमिट है। उनको हुए हजारों वर्षं बीत गये। लेकिन उनके लिए 
देशवासियों मे जो प्रेम ओर आद्र हे वह ज्योँ-का-त्यों हे । न जाने कितने पुराने समय 
से देश के हर भाग मेँ आज भी उनकी जयन्तियां मनायी जाती हैँ । उनकी यादगार में 
मेले लगते हे । उनको सारा देश अपना सबसे प्यारा कवि मानता है । वे इस राष्ट की 
चेतना के साथ घुल मिल गये है| 
अपने इस महान्‌ कवि के लिए जनता के प्यार का कोई अन्त नहीं । काश्मीर वाले 
कहते हे कि वे काश्मीर के थे। उत्तर वाले कहते हैँ कि वे उत्तर के थे। इसी तरह दक्षिण 
वाले कहते हैँ कि वह दक्षिण में पैदा हुए थे। उनके बारे मे जो नयी खोजें हुई है, उनसे 
यह निश्चित हो गया है कि वे मध्यप्रदेश के थे। उजैन से उनका विशेष सम्बन्थ था। 
उनके जीवन के नारे मेँ कई तरह कौ बातें सुनने को मिलती हैँ । कहा जाता है 
कि वे ब्राह्मण के लड़के थे। जब वे बालक थे तभी उनके माता-पिता मर गए थे। 
उसके बाद उनका लालन-पालन एक ग्वाले ने किया । उनके बरे में यह भी कहा जाता 
है कि वे निरे अनपट्‌ थे। उनकी शादी एक पटी-लिखी लड़की से हुई थी। उसका 
नाम विद्योत्तमा था। अनपढ्‌ होने के कारण अपनी खरी से एक बार उन्हें अपमानित 














कालिदास ओर उनका युग ५२ 


होना पड़ा था। इसलिए इस अपमान पर उन्होने घर-बार छोड दिया था। उसके बाद 
अपना बदला चुकाने के लिए उन्होने खूब पदा-लिखा। ` | 

वर्षो बाद. पट-लिखकर जब वे घर आये तो उन्होने अपने घर के दरवाजे बन्द 
हए पाए। बाहर ही से उन्होने दरवाजा खोलने के लिए संस्कृत में कहा। उनकी खी 
उनकी आवाज को पहचान गयी। उसने भीतर से ही जवाब दिया। जवाब मेँ उसने 
संस्कृत में कहा, " वाणी में कुक सुधार हुआ ?' (अस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेषः) । 

कलहा जाता है कि अपनी खी के इन तीन शब्दों पर उन्होने खडे-खडे ही तीन 
कविता बना डालीं । उनकी खरी के मुख से जो तीन शब्द निकले थे, अपनी तीनां 
कविताएं उन्होने उन तीनों शब्दों से शुरू की। बाद मे इन तीनों कविताओं से शुरू 
करके उन्होने तीन पुस्तके कुमारसंभव, मेघदूत ओर रघुवंश लिख डाली 

कालिदास के बरे मे कही गयी ये बाते सही नहीं जान पड्तीं । उनको लोगों ने 
गढ़ा हे। 

उनके बरे मे यह कहा जा सकता है कि उनकी पढाई क्रमवार हुईं । उस समय 
के किसी अच्छे विद्यापीठ मे उन्होने शिक्षा पाई थी। वेदों ओर दर्शनों के वे अच्छे 
जानकार थे। उन्होनि धर्म, अर्थं ओर नीति शास्त्रों को भलीभति, किसी गुरु के पास 
बैठकर, पटढा था। वे संगीत, चित्र ओर नृत्य आदि कलाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। वे 
बडे विनोदी स्वभाव के थे। | 

उनकी जीवनी की ही तरह उनके समय के बारे में भी कई तरह कौ बाते कही 
जाती है । कुछ लोग उन ईसा के दो सौ वर्षं पहले मानते है । कुछ का कहना हैकिवे 
ईसा की छटीं शताब्दी मे हए। लेकिन इस बारे में इधर नयी खोजें हुई हें । उनसे 
अधिकांश लोगों की राय है कि वे ईसवी पूर्व पहली शती में हए। आज से लगभग 
बीस-इक्तीस सौ वर्षं पहले । 

महाराज विक्रमादित्य के वे राजकवि थे। ये विक्रमादित्य वही रहै, जिनके नाम 
से हमारा विक्रमी संबत्‌ चला है । इस आधार पर कालिदास को आज से लगभग बीस- 
इक्तीस सौ वर्ष पहले माना जाता हे । 


कालिदास की रचना 

कालिदास ने सात पुस्तकै लिखीं। उनके नाम है १. ऋतुसंहार, 
२. मालविकाग्रिमित्र, २. कुमारसम्भव, ४. विक्रमोर्वशीय, ५. मेघदूत, 
६.अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ओर ७. रघुवंश । उनमें ऋतुसंहार तथा मेघदूत-खण्डकाव्य कहे 
जाते है । कुमारसम्भव ओर रघुवंश महाकाव्य है । शेष मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय 
ओर अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ तीनों नाटक हैँ । 


ऋतुसंहार 


ऋतुसंहार, कालिदास का खण्डकाव्य है। जिस काव्य मे अलग-अलग 
कविता होती है या जीवन के किसी एक हिस्से के नारे मे कहा जाता हे, उसे 








५४ संस्कृत साहित्य को कहानी 


खण्डकाव्य कहते है । हमारे यहां बारह महीनों की छः ऋतु मानी गयी हे । उनके नाम 
है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त। इन छः ऋतुओं को “ऋतुसंहार ' के 
छः अलग-अलग सर्गो मे कहा गया है । 
इसमे छः ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसीलिए इसको * ऋतुसंहार ' नाम 

दिया गया। इस छोटे-से गीति काव्य में कालिदास ने मनुष्य की प्रकृति का बाहरी 
प्रकृति के साथ बड़ा अच्छा मेल दिखाया है। ये ऋतुं मनुष्य के स्वभाव की द्योतक 
है । उनमें हमारी भावनार्णँ बोलती हैँ । इसलिए उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है । 
कालिदास को कलम ने तो उनको ओर भी मोहक बना दिया है । ' ऋतुसंहार " को पढते 
हुए हमे एेसा लगता है कि एक-एक ऋतु हमारे सामने आकर खडी हो जाती है। 
शरद-ऋतु का चित्र उतारते हुए कालिदास ने लिखा है- 

काशाञ्युका विकचपद्रमनोज्वक्रा 

सोन्मादहसरकव नूपुरनाद रम्या। 

आपक्वशालिरुचिरातनुगात्रयष्टिः 

प्रात्र शरक्रव वध्रूरिव रूप रम्या॥ 

(वह सफेद कासे की सुन्दर साडी पहने हुए है। खिले हए कमल ही उसका 
मनोहर मुख है । उतावले हंसों कौ आवाजें उसके नूपुर हँ । पके हुए धान की बाली 
उसका सुन्दर शरीर है । इस तरह नयी, नवेली दुलहिन कौ तरह शरद ऋतु धरती पर 
उतर रही हे। 


मेघदूत 

मेघदूत उनका दूसरा खण्डकाव्य है। यह भी गीतिकाव्य है। उसके दो भाग 
है पूर्व मेघ ओर उत्तर मेघ। 

इसको कथा बड़ी रोचक है। एक दिन अलकापुरी के राजा कुबेर ने अपने 
सेवक यक्ष को किसी अपराध पर एक वर्ष का देश-निकाला दे दिया। यक्ष की अभी- 
अभी शादी हुई थी । अपनी नयी-नवेली पत्री से वह जी भर बात भी न कर पाया था 
कि उसको देश छोड्ना पड़ा। बड़े दुःखी ओर भारी मन से अलकापुरी को ओर अपनी 
घरवाली को छोड़कर यक्ष रामगिरि कौ पहाड़ी पर दिन बिताने लगा। यह रामगिरि की 
पहाड़ी नागपुर के उत्तर मेँ है। 

यहां आकर यक्ष अपने प्रवास के दिन बिताने लगा। आषाढ़ का महीना आया। 
वर्षा ऋतु के काले मेष आसमान पर छा गए। आकाश के उमडते-घुमडते मेघो न 
उसके मन कौ व्यथा को ओर भी बढाया। इससे उसका वियोगी मन अपनी पत्री से 
मिलने के लिए आतुर हो उठा। उसका दिल भर आया। उसने आषाढ़ के मेघों को 
अपना सन्देश वाहक बनाया । उन मेघो को पुकारते हुए उसने जो बाते कही हैँ वे इतनी 
मार्मिक हँ कि उनको पृते ही मन भर आता है । अपनी अलका नगरी का परिचय देते 
हुए यक्ष मेघो से कहता है- 








कालिदास ओर उनका युग ५५ 


तस्योत्सद्धे प्रणयिन इव खस्तगङ्गादुक्लाः 

नत्वं द्ष्ट्वा न पुनरलका ज्ञास्यसे कामचारिक्‌। 

या वः काले वहति सालिलोद्गारयुचैर्विमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं काविनीण्वाश्रवृन्दम्‌ ॥ श्लोक ६३॥ 

, (हे भाई मेघ, उस केलाश पर्वत को गोद मे, गंगाजी के किनारे पर अलका नाम 
की नगरी है। वही मेरी जन्मभूमि हे । त उसे देखते ही पहचान लेगा। भेया मेघ, केलाश 
के ऊपर गंगाजी के किनारे बसी हुई मेरी यह जन्मभूमि तुञ्ये उस दुलहिन को तरह 
दिखायी देगी, जो अपने प्रियतम की गोद में बेटी हुई अपनी सफेद साडी का ओंचल 
हवा में उडा रही होगी ।) 

इस छोटे से काव्य को पठकर विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने अगर 
कुछ भी न लिखा होता तो उनकी कीर्तिं अमर बनाने के लिए यही कृति पर्याप थी। 
सारे संस्कृत साहित्य में कालिदास कौ यह छोरी सी पुस्तक बडी ही लोकप्रिय हुई । 
उसकी नकल पर बाद में अनेक पुस्तके लिखी गयीं । 


कुमारसम्भव 

कुमारसम्भव उनका महाकाव्य है । महाकाव्य उसे कहते हँ, जिसमें किसी 
देवता, प्रसिद्ध व्यक्तिं या महापुरुष के जीवन की सभी छोरी-बडी घटनाओं को 
क्रमागत कहा गया हो । इस महाकाव्य में भगवान्‌ शंकर ओर भगवती पार्वतीजी को 
कहानी कही गयी है । इसमें सत्रह सर्गं है । उसमे जो कहानी कही गयी है उसका सार 
इस प्रकार हैः 

हिमालय की पत्री मैना से उमानाम की एक कन्या पैदा हुई । पर्वत को पुत्री होने 
के कारण उसको पार्वती भी कहा गया। पार्वती अपने पहले जन्म में राजा यक्ष के घर 
पैदा हुई थी । उस जन्म में उसका नाम सती था। उस जन्म मे भी उसका विवाह शिव 
के साथ हुआ था। अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा अपने पति शिव का अपमान न सह 
सकने के कारण सती ने शरीर त्याग दिया। उनके वियोग में शंकर भगवान्‌ हिमालय 
पर तप करने लगे। दूसरे जन्म मेँ सती ने हिमालय के घर फिर जन्म लिया। जब वे 
बडी हुई तो पिता हिमालय उन्दं उस जगह छोड गए जहां शिव अपनी समाधि लगाये 
तप कर रहे थे। 

इसी बीच एक नयी बात हुई । तारक नाम के एक राक्षस के द्वारा देवताओं को 
तरह-तरह की यातना दी जाने लगी । उससे तंग आकर देवता अपने राजा इन्द्र के पास 
गये । इन्द्र ने कहा, "शिव से जो पुत्र पैदा होगा, वही तारक को मार सकेगा ।' शंकर 
भगवान्‌ की समाधि तोडने के लिए देवताओं ने कोशिश कौ । उन्होने कामदेव को यह 
काम सौँपा। कामदेव अपने मित्र वसन्त के साथ हिमालय पर गये। उन्होने सारे 
हिमालय पर बसन्त की छटा बिखेर दी। कहीं कोयल गाने लगी । कहीं भौरे गजार 
करने लगे। फूलों की बहार से सारा हिमालय गमक उठा। शंकर की समाधि टूटी । 
उन्होने सामने पार्वती को पाया। पास ही मे कामदेव भी मुसकुरा रहे थे। वे कामदेव 


५६ संस्कृत साहित्य को कहानी 


को सारी करतूत समञ्च गये । उन्होने तीसरी ओंख खोली ओर कामदेव को जला डाला । 
| वे वहाँ से चल दिये। 
| देवताओं का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। कामदेव की खी रति रोने लगी। 
| पार्वतीजी निराश मन अपने घर लौट आई । उन्होने सोचा; भगवान्‌ शंकर को रूप की 
| सुन्दरता से नहीं मोहा जा सकता। उनको पाने के लिए कठोर तप करना होगा। वे 
| तपस्या करने बेठ गयीं । कुक दिनों बाद शंकर भगवान्‌ को मालुम हुआ। वे पार्वती की 
| परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में आये। उन्होने पार्वतीजी से शंकर की बडी 
| बुराई की । पार्वतीजी उसे सहन न कर सकी । उन्होनि ब्रह्मचारी को वहोँ से निकल जाने 
| को कहा। तब शंकर भगवान्‌ अपने असली रूप मेँ आये। उन्होने पार्वतीजी की बातों 
| को मान लिया! 
| उसके बाद भगवान्‌ शिव ने हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा । उन्होने 
| पार्वतीजी के साथ विवाह करने कौ बात कही । हिमालय मान गये। दोनों का विवाह 
हआ विवाह के समय पार्वतीजी ने शंकर भगवान्‌ से कहा देव, "मारे हुए कामदेव को 
जीवित कर दं । उसकी खरी दुःखी हे ।' शंकर भगवान्‌ ने कामदेव को फिर जीवन दे 
दिया। सभी देवता प्रसन्न हो गये । 
कुछ दिनों बाद शंकर-पार्वती से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होने तारक 
का वध किया। देवताओं को शान्ति मिली । "कुमारसम्भव ' मै यही कथा है । 
रघुवंश 
रघुवंश कालिदास का दूसरा महाकाव्य है । उसमें १९ सर्ग हँ । जैसा कि उसके 
नाम से ही मालूम होता है, उसमें राजा रघु के वंश का वर्णन किया गया है । राजा रघु 
भगवान्‌ श्रीराम के पूर्वज थे। उन्हीं के नाम पर राम के वंश का "रघुवंश" नाम पडा। 
रघुवंश, अर्थात्‌ रघुकुल की कथा। उसी कथा को कालिदास ने इस प्रकार कहा 
है-- बहुत पुराने जमाने में दिलीप नाम के एक राजा हए। वे सूर्यवंशी थे। अयोध्या 
उनकौ राजधानी थी। उनकौ खत्री का नाम था सुदक्षिणा । उनके कोई पुत्र न था। दोनों ने 
राज्य का सारा भार अपने मन्त्ियों पर सौपा ओर दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम मे चले 
गये । गुरु वशिष्ठ ने उन्हं बताया कि कामधेनु गाय की पुत्री नन्दिनी की सेवा करे । 
उससे उन्हं पत्र की प्राति होगी । उन्होने वैसा ही किया। 
तन, मन ओर प्राण से नन्दिनीं कौ सेवा करते उन्हं बीस दिन बीते। इक्रीसवें 
दिन एक घटना घटी । जब वह जंगल में चर रही थी, तो एकाएक शेर उस पर ञ्ञपट 
पडा। तुरन्त ही दिलीप दोनों के बीच कूद पड़े। उन्होने शेर से नन्दिनी को न मारने की 
प्रार्थना कौ । शेर किसी भी तरह राजी न हुआ। राजा दिलीप ने कहा, "मेरा शरीर ले ले 
नन्दिनी को छोड दें ।' राजा शेर के आगे लेट गया। 
राजा कौ इस सेवा-भक्ति को देखकर नन्दिनी खुश हुई । उसने राजा से कहा, 
"मेने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम उसमें सही उतर । मँ तुमह वरदान देती हूँ कि तुह पत्र 
पैदा हो।' 














कालिदास ओर उनका युग | ५७ 


कुछ महीनों बाद रानी सुदक्षिणा को पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया रघु । जब 
वह बड़ा हो गया तो, राजा दिलीप ओर रानी सुदक्षिणा उसको राज्य का भार सौपकर 
तप करने के लिए हिमालय पर चले गए्‌। 

राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु ने बड़े-बड़े काम किये। वे अपनी प्रजा को बड़ा 
प्यार करते थे। उनके समान दानी उस युग मे नहीं हुआ। एक बार उन्होंने विश्वजित 
यज्ञ किया था। इस यज्ञ को इने-गिने लोग ही कर पाते थे। यदि वह पूरा हो जाता तो 
समज्ञा जाता था कि उसने संसार को जीत लिया । तब उसको ' चक्रवती ' राजा कहा 
जाता था। यह बहुत बड़ी उपाधि थी, जिसे विरला हौ कोई प्रात करता था। 

इस यज्ञ में रघु ने अपना सारा खजाना दान मं दे दिया था। जब उनके पास कुछ 
भी नहीं था तब एक दिन वरतन्तु ऋषि का शिष्य कौत्स उनके पास आया। उसने रघु 
से कहा, "महाराज" मेरी पढाई पूरी हो गई है। अब मुञ्ञे अपने गुरु जी को कुछ 
दक्षिणा देनी है। रघु के पास कुछ नहीं था। लेकिन दरवाजे से एक ऋषिकुमार को 
खाली हाथ लौटाना उनके कुल का धर्म नहीं था। इसलिए उन्होने कुबेर के खजाने से 
धन लाकर कौत्स को दिया। जाते समय कौत्स ने राजा को बड़ा वीर ओर प्रतापी पुत्र 
पैदा होने का वरदान दिया। 

राजा रघु का जो पुत्र हुआ उसका नाम अज रखा गया । जब वह बड़ा हुआ तो 
विदिशा (आजकल जिसे भिलसा कहा जाता है ओर जो मध्यप्रदेश में है) के राजा कौ 
पत्री इन्दुमती से उसकां विवाह हंज। पुत्र को राजपाट सोप कर राजा रघु तप करने 
चले गये । राजा अज भी राजा रघु की तरह बड़ धर्मात्मा ओर दयालु थे। राजा होने के 
साथहीवे बडे ज्ञानी भी थे। 

राजा अज के पुत्र हुए राजा दशरथ । उनको तीन रानियां थीं। उनके नाम थे- 
कौशल्या, सुमित्रा ओर कैकेयी । इन तीनों रानियों से महाराज दशरथ को चार पुत्र हुए। 
कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ओर कैकेयी से भरत । एक बार शेर 
के श्रम मे ऋषिकुमार श्रवण को मार डालने के कारण महाराज दशरथ भौ पुत्र के 
वियोग मे तड़प कर मरे। 

महाराज दशरथ के बाद "रघुवंश" के अन्त मे राम कौ कथा कही गयी है । इस 
कथा से हम सभी परिचित हैँ यही "रघुवंश ' की कहानी है । 


मालविकाग्निमित्र 

"मालविकाग्निमित्र' कालिदास का पहला नाटक है । उसमे पंच अंक हैँ । उसमें 
राजा अग्निमित्र ओर मालविका की प्रेम-कथा है । कथा इस प्रकार है- 

विदिशा के राजा अग्निमित्र की महारानी का नाम था धारिणी। उनके यहां 
मालवराज माधवसेन की बहन रहा करती थी । उसका नाम मालविका था। वह देखने 
मे बड़ी सुन्दर थी। महारानी धारिणी उसको छिपाये रहती थी! कहीं महाराज उसको 
देख न लें। महारानी ने मालविका को नाच-गाने कौ शिक्षा देने के लिए अपनी 
नास्यशाला के आचार्य गणदास के सुपुर्द कर दिया था। 





५८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


महारानी जो न चाहती थीं वही हुआ। एक दिन महाराज को मालविका के नारे 
मे सारी बातें मालूम हो गयीं । वे उसको देख तो न सके लेकिन उन्होने उसके चित्र को 
देख लिया। महाराज ने अपने मित्र गौतम को यह काम सौंपा। गौतम किसी तरह 
मालविका को महाराज से मिलाने का उपाय कर रहा था। इसी समय नार्यशाला नें 
आचार्य गणदास ओर आचार्यं हरदत्त में ञञगड़ा हो गया। अपना निबटारा करने के लिए 
वे महाराज के पास आए। उनका ङगड़ा इस बात पर था कि दोनों मेँ कौन बड़ा हे। 
महाराज ने इस ज्ञगडे को निबटाने के लिए कौशिकी को पंच बनाया। कौशिकी विधवा 
थी ओर उसने साधु वेश अपना लिया था। 

कौशिकी ने फैसला किया कि दोनों आचार्यो के हार-जीत का निर्णय उनके 
शिष्यो को कला के आधार पर होगा। नाच-गाने मे जिसका शिष्य जीतेगा उसी की 
जीत मानी जायेगी । 

नास्यशाला मे दोनों आचार्यो के शिष्यो ने अपना नाच-गान दिखाया। उसमे 
मालविका को विजय हुई । आचार्य गणदास जीत गए। वहौँ महाराज ने मालविका को 
ओर मालविका ने महाराज को अच्छी तरह देख लिया । 

उसके बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। बीच-बीच में दोनों की मुलाकात 
भौ होती गयी । लेकिन मन की बाते खुलकर न हो सकीं। उसमे राजा अग्निमित्र कौ 
दूसरी रानी इरावती बार-बार बाधा डालती रही। 

महारानी धारिणी को मालूम हुआ कि महाराज ओर मालविका को मिलाने मे 
बकुलिका का हाथ है। महारानी ने मालविका सहित दोनों को तहखाने मे बन्द कर 
दिया। गौतम ने किसी तरह दोनों सखियोँ को वहं से छ्ुडवाया। 

इसी बीच मालवराज के यहाँ से दो सेविका महारानी धारिणी के पास आई । 
उनसे महारानी को मालूम हुआ कि मालविका, मालवराज माधवसेन की बहन हे। 
कौशिकौ उनके मन्त्री सुमति की विधवा बहन है । उसके बाद महारानी कौ सलाह से 
मालविका ओर अग्निमित्र का विवाह हो गया। 

यही इस नाटक की कथा है । 


विक्रमोर्वशीय 

विक्रमोर्वशीय" मे भी पोच अंक है । इसमें राजा पुरुवा ओर उर्वशी की प्रेम- 
कहानी कही गयी है । कहानी इस प्रकार है- 

एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा शंकर भगवान्‌ की पूजा कर के कैलास पर्वत 
से अपने घर लौट रही थी। रास्ते मे उसको केशी नामक दैत्य ने घेर लिया। संयोग से 
उसी रास्ते राजा पुरुरवा भी जा रहा था। उसने उर्वशी की मदद की । इस पर दोनों में 
परेम हो गया। उसके बाद उर्वशी पत्र भेजकर राजा के लिए अपने प्यार की बातें 
लिखती रही। 

इसी बीच भरत मुनि कौ देख-रेख मेँ स्वर्ग मेँ " लक्ष्मी परिणय ' नाम से एक 
नाटक होता है । इस नाटक मेँ उर्वशी को लक्ष्मी का पात्र दिया जाता है। नारक खेलते 








कालिदास ओर उनका युग ५९ 


समय उर्वशी "पुरुषोत्तम" की जगह ' पुरुरवा" नामं ले लेती हे । पुरुषोत्तम विष्णु भगवान्‌ 
का नाम है। लक्ष्मी उन्हीं की पती हैँ । इस गलती पर भरत मुनि उर्वशी को शाप देते हँ 
कि वह मर्त्यलोक मे चली जाय । उर्वशी स्वर्गं से मर्त्यलोक मे आती है । वहाँ पुरुरवा 
से उसका मिलन होता है । बाद में दोनों का विवाह हो जाता हे । 

राजा से उर्वशी को एक पुत्र होता है । उसका नाम “आयुष ' था। राजा से छिपाये 
रखने के लिए उर्वशी ने उसे च्यवन ऋषि के आश्रम मे रख दिया था। लेकिन बाद मे 
राजा को इसका पता लग गया। उर्वशी को उससे बड़ा दुःख हुआ। 

इस दुःख का एक कारण था। उर्वशी देवराज इन्द्र के दरबार की अप्सरा थी। 
भरतमुनि के शाप पर इन्द्र ने इसे एक वर्षं के लिए मर्त्यलोक भेजा था। उसके साथ यह 
शर्त थी कि राजा पुरुरवा से जब उसे पुत्र पैदा हो जाय तो उसके एक वर्षं बाद स्वर्ग मे 
वापस चली आवे। उर्वशी पुरुरवा को नहीं छोडना चाहती थी। इसीलिए वह किसी को 
भी अपने पुत्र पैदा होने कौ बात नहीं बताना चाहती थी। 

जब सारी बातों का पता लग गया तो उर्वशी दुःखी हुई । ठीक इसी समय इनदर 
के दरबार से नारद मुनि आते हैँ । उस समय देवताओं ओर दानवो कौ घोर लड़ाई चल 
रही थी। नारदमुनि के द्वारा इन्द्र ने पुरुरवा को मदद के लिए बुलाया था। इसके 
पुरस्कार में इन्द्र ने पुरुरवा को सदा के लिए उर्वशी को दे दिया था। 

इस समाचार को सुनकर पुरुरवा-उर्वशी दोनों प्रसन्न हुए। यहीं पर नाटक कौ 
कहानी पूरी हो जाती हे । 


अभिक्ञान शाकुन्तलम्‌ 

' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' कालिदास का तीसरा नाटक है। इसमे सात अंक हैं! 
हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त ओर अप्सरा मेनका कौ पुत्री शकुन्तला कौ कथा को 
अधिकतर लोग जानते हें । 

दुष्यन्त-शकुन्तला की यह कहानी ' महाभारत ' में भी है । लेकिन कालिदास ने 
उसको जिस तरह संवार-सुधार कर रखा है उससे वह एकदम नयी मालूम होती हे। 
इसके अलावा बहुत-सी बातें कालिदास ने अपनी ओर से भी जोड दी है, जो 
"महाभारत" की कहानी में नहीं है । नाटक कौ कहानी इस प्रकार है- 

एक बार राजा दुष्यन्त शिकार खेलते हुए कण्व मुनि के आश्रम में प्हुचते है । 
वहोँ दो सखियों सहित शकुन्तला को देखते हैँ । सखियां राजा का परिचय पूछती ह । 
राजा अपने को दुष्यन्त का सिपाही बताता है । शकुन्तला के नारे मे पूछने पर सखियां 
बताती हैँ कि वह ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका कौ पुत्री है । दोनों एक-दूसरे 
को ओर भी नजदीक से जानने की कोशिश करते हे । 

इसी बीच दुष्यन्त के सामने एकसाथ दो समस्याएँ आती हैँ । एक ओर आश्रम 
के लोगों का अनुरोध है कि वह कुछ दिन ओर वहाँ रुक जायें । दूसरी ओर इन्द्रप्रस्थ से 
रानी वसुमती का बुलावा जाता है । दुष्यन्त अपने मित्र माधव्य को इन्द्रप्रस्थ भेज देता हे 
ओर खुद आश्रम में ही रुक जाता है। माधव्य को भेजते समय वह कह देता है कि 
वहां वह किसी से भी कुक न कहे। 











६० संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


इधर दुष्यन्त ओर शकुन्तला में मेल-मिलाप बढता जाता है । एक बार अपने मन 
की बातों को शकुन्तला पत्र मेँ लिखकर पेश करती है । फिर दोनों मे खुल कर बातें 
होती हैँ । वे दोनों चुपके से गान्धर्व विवाह कर लेते हैँ । गान्धर्व विवाह, याने मनचाहा 
प्रेम-विवाह । 
उसी बीच किसी आवश्यक काम से दुष्यन्त को अपनी राजधानी हस्तिनापुर 
वापस आना पड़ा। जाते समय यादगार में उसने शकुन्तला को अपनी अँगूठी दे दी। 
उसको दुष्यन्त ने यह भी विश्वास दिलाया कि " मेरे नाम में जितने अक्षर हैँ, उतने दिनों 
में ही मेँ तुम्हें अपने पास बुला लूँगा ।' 
दुष्यन्त के चले जाने पर एक अनहोनी घटना घटी । एक दिन दुर्वासा मुनि आश्रम 
मे पधारे। कण्व बाबा उस समय वहाँ नहीं थे। शकुन्तला दुष्यन्त के वियोग मेँ इतनी 
दुःखी, उदास ओर बेसुध थी कि दुर्वासा मुनि का आदर-सम्मान तक न कर सकी । 
अपना इस तरह अपमान होता देख दुर्वासा मुनि क्रोध में उबल पडे । उन्होने आव देखा 
न ताव । शकुन्तला को वे शाप दे बेठे, "जिसकी चिन्ता मेँ बेसुध होकर तूने मुञ्च अतिथि 
का अपमान किया है, हे लड़की, जा वह तुञ्चे हमेशा के लिए भूल जायगा ।' 
इतने मे दोनों सख्यां वहाँ आ पहुंचीं । उन्हे जब घटना का पता लगा तो वे 
दोडती हुई मुनिराज के पीके भागीं । उन्होने मुनिराज के पैर थाम लिए। उन्होने 
शकुन्तला को दशा बताई ओर क्षमा कर देने कौ प्रार्थना की। पूरीक्षमातोवेन कर 
सके । लेकिन इतना कह गए, ' अभिज्ञान, याने निशानी को देखकर राजा शकुन्तला को 
पहचान लेगा ।' 
कुछ दिन बाद मुनि कण्व भी तीर्थयात्रा से आश्रम में लौट आए्‌। उन्हे मालूम 
हुआ कि शकुन्तला ने राजा दुष्यन्त के साथ गान्धर्व विवाह कर लिया है । वे शकुन्तला 
को दुष्यन्त के पास भेजने की तैयारी करने लगे। 
शकुन्तला आश्रम से बिदा हुई । उसके विछोह मे सारा तपोवन रो पड़ा! पेड ने 
पीले पत्ते गिराकर ओंसू बहाए। मृग खाना छोडकर उसका पीछा करने लगे। कण्व जैसे 
तपस्वी का भी मन भर आया। शकुन्तला भी अपने साथी-सहचरों के विरोह का भारी 
उफान लिये आश्रम से विदा हुई । गौतमी ओर दो शिष्य उसको छोडने के लिए साथ गए। 
रास्ते मे शकुन्तला को प्यास लगती है । वह नदी मेँ पानी पीने के लिए हाथ 
बढाती है कि उसके हाथ की अंगूठी पानी मेँ गिर जाती है । जब वे दुष्यन्त के दरबार में 
पहुचे तो दुष्यन्त ने शकुन्तला को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। दुष्यन्त को पूरा 
किस्सा सुनाने के बाद शकुन्तला अंगूठी निकालने के लिए अपनी अँगुलियों को 
टटोलती है । अंगूठी न मिलने के कारण वह बेहोश हो जाती है । शकुन्तला को उसी 
बेहोशी में छोडकर तीनों अपने आश्रम लौट अते हैँ। बाद मेँ पता चलता है, कि 
आकाश से कोई दैवी शक्ति आई ओर शकुन्तला को उठा ले गयी। 
कुछ दिन बाद एक मच्ुभआ राजा के नाम की अंगूठी को बेचते हुए पकड़ा जाता 
है। उसको राजा के पास लाया जाता है। अंगूठी को हाथ में लेते ही राजा के समक्ष 
अगे-पीछे की सारी घटनाएं चित्र की तरह घुम जाती है । शकुन्तला का उसने जो 
अपमान किया था उसको याद कर वह दुःखी होता है। 








कालिदास ओर उनका युग ६१ 


इसी बीच सन्देशा पाकर दुष्यन्त इन्द्रलोक चले जाते हैँ । वहां वे राक्षसो को 
मारकर वापस आते है । वापस आते समय वे गन्धमादन पर्वत पर मारीचि ऋषि का 
दर्शन करने के लिए जाते हैँ । वहाँ उनकी शकुन्तला ओर अपने पुत्र भरत से भट होती 
हे । मारीचि मुनि का आशीष लेकर वे सब अपनी राजधानी को लौट आते ह। 

' अभिज्ञानशाकुन्तल ' की यही कहानी है । 


कालिदास को कविता 

कालिदास के इन तीनों नाटकों की कथाएँ पद्‌ लेने के बाद कई बाते हमारे 
सामने आती हैँ । उदाहरण के लिए, राजा दुष्यन्त को ले लीजिए । 

दुष्यन्त क्षत्रिय है, वीर है, चक्रवर्ती है, लेकिन खुले दरबार मँ शकुन्तला को 
दुकरा देने के बाद उसके लिए हमारे मन मे कोई आदर नहीं रहता। अपने-आप स्वीकार 
हई बात से बह खुद ही मुकर जाता है । लेकिन अँगूटी के मिल जाने से उसको सारी बाते 
याद हो जाती है । वह बहुत पछताता है । तन हमें यह भी मालुम होता है कि शकुन्तला 
को भुला बैठने मे उसका दोष नहीं । वह तो शाप के कारण हुआ। 

वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है । अपने भोग-विलास के लिए वह अपनी प्रजा को 
उपेक्षा नहीं कर पाता। अगर वह बिना समञ्च बृञ्च शकुन्तला को अपनाता है तो अपनी 
प्रजा के प्रति उसका यह न्याय नहीं कहा जायगा 

शकुन्तला एक वनवासिनी कन्या के रूप मे हमारे सामने आती है। वह बडी 
भोली-भाली है । संसार की बातों से अनजान वह ऋषि विश्वामित्र ओर अप्सरा मेनका 
की लड़की है। उसका लालन-पालन कण्व बाबा के यहाँ हुआ। वह सुन्दरी है । अपनी 
अल्हड जवानी के कारण बाबा कण्व की राय लिये बिना वह अपने आप को एक 
अनजान युवक को सोप देती हे। 

नारी के सभी अच्छे गुण उसमें हें । वह अपनी ही तरह दुष्यन्त से भी संयम 
ओर मर्यादा को चाहती है । उसके मुकर जाने पर खुले दरबार में वह जो खरी-खोटी 
सुनाती है उससे उसके नारी स्वभाव का सही रूप सामने आता है । 

कण्व बाबा शान्ति, सन्तोष ओर सरलता कौ मूर्ति हँ । वे तपस्वी है । लेकिन 
शकुन्तला के मोह ने उनको एक गृहस्थ बना दिया। वे बडे कोमल हदय के ह । 
शकुन्तला की विदाई का समय आया। उसकौ विदाई की बात सुनकर सारा तपोवन 
दुःखी हो गया हिरणों ने घास खाना छोड दिया। भौरों ने नाचना बन्द कर दिया । पेड़ 
की लतां अपने पीले पत्ते गिराकर ओंम बहाने लगीं । प्रस्तुत है वह मार्मिक द्य । 

बेचारे कण्व बाबा भी अपने मन की व्यथा कोन रोक सके- 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदय सस्यृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठ; स्तस्भितनाष्पकृत्तिकलुषशिन्ताजडं दर्णनम्‌। 
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं सरेह्मदरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणाः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैनविः ॥ 




















६२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


(उनको ओंखों से ओंसू बहने लगे। वे सोचने लगे आज शकुन्तला चली 
जायगी । मेरा मन बैठा जा रहा है । ओंसुओं के बहने से गला इतना रध गया है कि 
आवाज तकं नहीं निकल पाती । इसी चिन्ता में मेरी ओंखिं धुंधली पड़ गयी हैँ । जब मुञ्च 
वनवासी को यह हालत है, तो उन बेचारे गृहस्थो कौ क्या दशा होती होगी, जो पहली 
बार अपनी कन्या को विदा करते हँ) 

कण्व बाबा ही उसके माता-पिता थे। वे वनवासी थे। संसार के मायाजालं से 
दूर । संसार के नाते-रिश्तों से अनजान । लेकिन ससुराल जाती हई अपनी प्यारी बेटी 
को उनके अलावा कौन गृहस्थ की बातों को समञ्चाये ? वे कहते हैँ-- 

शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
भूतुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भागयेव्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 

(बेटी, तुम राजरानी बनने जा रही हो। घर के बड़े-बृढों कौ सेवा करना। 
तुम्हारी सौते हँ । उनके साथ सखियों जैसा बर्ताव करना । पति अगर निरादर भी करे तो 
उनसे ज्ञगड़ा न करना। नौकर-चाकरों के साथ प्यार का व्यवहार करना । अपने सौभाग्य 
पर घमण्ड न करना।) 


शकुन्तला कौ विदाई पर कही गयी ये बातें आज भी हरएक माता-पिता के मन 
के उद्गार हैँ । 

शकुन्तला विदा हो गयी । प्रत्येक माता-पिता की तरह कण्व बाबा का भार भी 
हल्का हो गया। वे कहते है, ' कन्या पराया धन है । उसको उसके पति के पास सोप 
देने में ही कल्याण है। आज शकुन्तला को उसके पति के घर भेजकर मेरे मन की 
बहुत बड़ी अभिलाषा पूरी हो गयी । मेरी आत्मा अब चैन का अनुभव कर रही हे ।' 

इस प्रकार ' अभिज्ञानशाकुन्तल ' को यह कहानी हमारे घरों की कहानी बन गयी 

हे । उसमे हमारी खुशियों ओर व्यवथाओं का सम्मिश्रण है । हमारे जीवन की हर छोटी- 
बड़ी घटनाएं हँ । यह कालिदास का कौशल है । इसी कौशल ने उनको विश्वकवि के 
ऊचे पद पर पहुंचाया । 

इस तरह कालिदास जनता के ही नही, संस्कृत के कवियों के भी आदर्श बने। 
बाण का कहना है कि उनकी कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद के कवियों ने 
उसको चुराना शुरू कर दिया। लेकिन उससे क्या होता था। जो असलियत है उसे 
छिपाया नहीं जा सकता। 

सच बात तो यह है कि कालिदास ने संस्कृत भाषा को वाणी दी । नये भाव, नये 
विचार ओर नये स्वर दिये। वे संस्कृत के सबसे बडे कवि ओर सबसे बडे नाटककार 
हुए। उनके बारे मे जर्मन महाकवि गेटे ने ठीक ही कहा, ' कालिदास ने सहज ही में 
स्वर्गं ओर धरती का मिलन करा दिया। उन्होने फूल को फल मे बदल दिया है ओर 
स्वगं को धरती मेँ। यह उन्होने इस चतुराई से किया कि बीच का फर्क ही मालूम नहीं 
होने पाता ।' 





कालिदास ओर उनका युग ६३ 


अश्वघोष ओर उनका युग 


जीवनी ओर समय 
महाकवि कालिदास के बाद अश्वघोष दूसरे नाटककार ओर महाकवि हैँ । उन्हें 
कालिदास के युग का महान्‌ कवि कहा जा सकता है । संस्कृत के दूसरे कवियों की 
तरह अश्वघोष के बरे में भी बहुत कम बाते जानने को मिलती हैँ। वे अयोध्या 
(साकेत) के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मालूम नहीं होता। अपनी माता का 
नाम उन्होने सुवर्णाक्षी बताया हे । वे ब्राह्मण थे ओर बाद में बौद्ध हो गये। पार्श्व नामक 
एक बौद्ध विद्वान्‌ उनके गुरु थे। उनके गुरु पार्श्व पेशावर के रहने वाले थे। 
पटना (पाटलिपुत्र) के बौद्ध विहार में दस वर्षो तक रह कर उन्होने पदा था। 
सारे देश मे अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में उनका नाम हो गया था। जब 
अश्वघोष का नाम सन कौ जिह्वा पर था, तभी शक सम्राट्‌ कनिष्क विजय करता हुआ 
पटना आ पहंचा। लडाई होने से पहले ही वहाँ के राजा ने बौद्धधर्म को अपना लिया। 
कनिष्क के साथ उसका समञ्ोता हो गया। 
सम्राट्‌ कनिष्क बौद्ध था। सम्राट्‌ अशोक की ही तरह वह सारे देश में बौद्धधर्म 
को फैला देना चाहता था। उसकी लडाई मार-कार की नहीं थी, बल्कि बौद्धधर्म के 
प्रचार को थी। उसको राजधानी पेशावर थी। 
पटना में उसने अश्वघोष का नाम सुना। उसने अश्वघोष को पेशावर चलने के 
लिए कहा। वहां के बौद्धसंघ से भी कनिष्क ने अनुरोध किया। अश्वघोष पेशावर जाने 
के लिए तैयार हो गए्‌। जब वे पेशावर पहुंचे तो वहाँ उन्होने जो कुछ देखा उससे 
चकित हो गये। कनिष्क कौ यह राजधानी शक, यवन, तुर्क, फारसी ओर भारतीय 
संस्कृतियों का गढ़ बनी हुई थी। सभी धर्मो ओर संस्कृतियों के इस मेल को देखकर 
अश्वघोष बड़ प्रसन्न हुए । 
कनिष्क ने अश्वघोष को अपना राजकवि बनाया । दरबार मे उनको सबसे ऊँचा 
पद दिया। उन्हीं को कनिष्क ने अपना राजगुरु स्वीकार किया। उनसे बौद्धधर्म कौ 
जानकारी प्राप्त की। 
उनके बारे मेँ कहा जाता है कि जब वे धर्मकर्म की बातों से दूर ओर जवान थे 
तभी से उन्होने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। वे नाटक मण्डलियों मेँ भी भाग लेते 
थे । उनको कविता उस समय के युवकों के मुँह पर नाचती थी। अपनी तरुणाई के 
दिनों में ही उनका नाम चारों ओर फैल गया था। 
कहा जाता है कि बौद्ध अश्वघोष ने एक यवन कन्या से विवाह किया था। 
उल्का नाम था प्रभा। इस विजातीय विवाह को लेकर उन्होने ' वज्रच्छेदिका' नाम कौ 
एक छोटी-सी पुस्तक लिखी । यह पुस्तक आज भी है। उसमे उन्होने दिखाया है कि 
हिन्दू धर्म मे इस प्रकार के विवाहो की अनुमति है। उन्होने अपने युग के समाज के 
लिए नये सदाचार को रखा। उनके जीवन में धर्म की इस उदारता का बड़ा महत्व है। 
एक कवि के रूप में ही नहीं, एक सच्चे समाज सुधारक के रूप मे भी उनका नाम है। 
जिस रूप मे आज उनका नाम है उसको देखकर उनके लिए सभी देशवासियों का 

















६४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


सम्मान है। वे दर्शन के बहुत बडे पण्डित थे। इसी तरह बडे नाटककार ओर महाकवि 
थे । इतना ही नहीं, वे अच्छे संगीतक् ओर अभिनेता भी थे। वे नाटक मण्डलियों में रहे । 
उन्होने नाटक भी खेले हों तो कोई अचरज नहीं । जवानी के दिनों में उनका जीवन 
इसी तरह बीता। 

अश्वघोष प्रथम शती ईसवी में हुए, आज से ठीक दो हजार वर्ष पहले । यही 
समय समप्रार्‌ कनिष्क का भी हे। 


अश्वघोष को पुस्तके 
अश्वघोष ने कई पुस्तके लिखीं । ये सभी पुस्तक संस्कृत में थीं । लेकिन वे सब 
नष्ट हो गयीं । सौभाग्य से चीनी ओर तिन्बती भाषाओं मे वे जीवित रह गयीं । इन्हीं 
भाषाओं से पुनः उन्हे संस्कृत में उल्था किया गया है । उनकी पुस्तकों के अलावा उनके 
बारे मे भी चीनी ओर तिब्बती पुस्तकों से ही जानकारी प्राप्त होती हे। 
उन्होने तीन तरह की पुस्तके लिखीं। कुछ बौद्धधर्म तथा दर्शन पर हैँ, दो 
महाकाव्य हैँ ओर एक नाटक । उन्होने बौद्धधर्म तथा दर्शन पर चार पुस्तके लिखीं । 
उनके नाम है-- १. महायानश्रदधोत्पादसंग्रह, २. वज्रसूची, ३. गण्डीस्तोत्रगाथा ओर 
४. सूत्रालंकार। करई लोगों का कहना है कि उन्होने “राटपाल' ओर 'उर्वशीवियोग 
नामके दो नाटक भी लिखे थे। इन छहोँ पुस्तकों के बारे मे कुछ लोगों का यह सन्देह 
हे कि उनमें से अधिकतर उनकी नहीं हैँ । 
जिन तीन पुस्तकों को सभी लोग अश्वघोष की मानते हैँ उनमें एक नाटक है 
ओर दो महाकाव्य । नाटक का नाम हे "शारिपुत्र प्रकरण'। महाकाव्यं के नाम है 
बुद्ध चरित" तथा ' सौन्दरानन्द'। उनकी इन तीनों पुस्तकों की वजह से ही उनका 
अधिक नाम है । इसलिए इनके बर में कुछ जान लेना जरूरी है । 
शारिपुत्र प्रकरण 
` शारिपुत्र प्रकरण' अधूरा ही मिला है। इस नाटक के बरे में यह जानकर 
आश्चर्य होता है कि वह भारत मेँ नहीं बल्कि मध्य एशिया के तुर्फान नगर में मिला 
हे । वहाँ उसकी एक पोथी मिली, जो कि हाथ से लिखी थी। 
इस नाटक का जितना हिस्सा मिल पाया है उसको पढने से यह मालूम किया 
गया है कि उसमें नौ अंक थे। नाटक की कथा का खार इस प्रकार है- 
शारिपुत्र अपने विदूषक मित्र से बुद्ध के बरे मे बातचीत करता है । वह बुद्ध से 
शिक्षा लेने कौ इच्छा प्रकट करता हे । विदूषक उसको कहता है कि एक ब्राह्मण होकर 
उसे बुद्ध जैसे क्षत्रिय से शिक्षा लेना ठीक नहीं है । लेकिन शारिपुत्र उसकी इस नात को 
नहीं मानता। वह विदूषक से कहता है, " जिस तरह पानी से आग बुञ्च जाती है उसी 
प्रकार नीच जाति के वैद्य द्वारा दी गयी दवाई बीमारी को दूर कर देती है ।' उसका यह 
उत्तर बड़ा सीधा-सादा है। सभी की समञ्च मे जाने लायक है । लेकिन जिस तरीके से 
वह कहा गया है वह बड़ा ही सुन्दर है । 





कालिदास ओर उनका युग ` ६५ 


विदूषक कौ बात का सीधा जवाब न देकर शारिपुत्र ने उसे अच्छी तरह यह 
समञ्चा दिया है कि मनुष्य मे जो बुराद्योँ हैँ ओर संसार के जिन ज्वर तापो से वह 
पीडित है उनको बुद्ध कौ वाणी ही दूर कर सकती है। इसीलिए बुद्ध कौ शिक्षां 
मनुष्य-मनुष्य के लिए उपयोगी है । 

अश्वघोष का यह सुधारवादी मत है। समाज मे जो ऊंच-नीच कौ भावना है 
उस पर तीखी चोट है। 

नारक की इस कथा में आगे बताया गया है कि शारिपुत्र अपने मित्र 
मोदगल्यायन के साथ बुद्ध की शरण में जाता है । बुद्ध उन दोनों को अपना लेते हे । 

नाटक के अधूरे होने के कारण उसकी बहुत सारी बातें ज्ञात नहीं होती है । 
लेकिन एेसा मालूम होता है कि यह नाटक तत्कालीन समाज के जीवन को लेकर लिखा 
गया । इसमें लुचे, लफंगे, चोर, जुआरी, शराबी ओर वेश्या आदि की बाते कही गयी है । 
उस युग के समाज में जो बुराइयों फैल गयीं थी ओर लोग जिनकी ओर ध्यान नहीं दे 
रहे थे, इस नाटक में उन्हीं कौ ओर ध्यान देने कौ बात कही गयी है । 

इस नाटक का एक बहुत बड़ा उदेश्य यह जानने को मिलता है कि तब बौद्ध 
धर्म का बडा महत्त्व था। समाज के सब छोटे-बडे उसकी महानताओं को जानते ओर 
अपनाते थे। 


सौन्दरानन्द 

सौन्दरानन्द अश्वघोष का पहला महाकाव्य है । इसमे अटारह सर्ग है । इसकी 
हस्तलिखित पोथी नेपाल में मिली थी। उसकी कुछ प्रतियाँ तिब्बती ओर चीनी 
भाषाओं मेंभीहें। 

इस महाकाव्य में बुद्ध के उपदेश ओर नन्द की कहानी कही गयी है । 

पहले तीन सर्गो में राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर बुद्ध होने तक कौ कथा 
हे । बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थं था। उसके बाद नन्द ओर सुन्दरी की विवाह-कथा 
कही गयी हे । नन्द, बुद्ध के बड़े भाई थे। एक बार बुद्ध उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के 
लिए आये । लेकिन वहाँ से उनको खाली हाथ लौटना पडा । बाद में नन्द को इस बात का 
बड़ा दुःख हुजा। वे भागे-भागे बुद्ध कौ शरण में गये । बुद्ध ने उन्हे अपना लिया। 

जब नन्द घरबार छोडकर चले गये तो उनकी खरी सुन्दरी बड़ी दुःखी हुई । नन्द 
के कानों तक उसके दुःख कौ बात पहुंचती है। उसका मन घर जाने के लिए मचल 
पड़ता है । लेकिन उसका साथी दूसरा श्रमण उसे समञ्चाता है । फिर भी उसके मन का 
मोह दूर नहीं होता। 

बुद्ध को नन्द कौ सारी बातें मालुम हैँ । उन्होने सोचा नन्द के मन से संसार को 
मोहमाया एेसे दूर न हो सकेगी । उसके लिए कुछ दूसरा ही उपाय खोजना पड़ेगा । 
योगविद्या के जरिए बुद्ध नन्द को अपने साथ आकाश में उड़ाते हए स्वर्ग मे ले गए। 
वहाँ नन्द को अप्सराएं देखने को मिलती हैँ । वे बड़ी सुन्दर है । उन देखकर नन्द 


६६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


अपनी स्री को भूल जाता हे । बुद्ध उसे बताते हैँ कि इन परियों को पाने के लिए तप 
करना होगा। नन्द तप करने बैठ जाता है । 

इसी बीच एक भिक्षु नन्द के पास आता है । यह भिक्षु उसे बताता है कि सब 
जगह नन्द के तप कौ हंसी उड़ाई जा रही है । परियों को पाने के लिए तप करना बडी 
छोटी बात है। नन्द का मन उचट जाता है । धीरे-धीरे नन्द के आगे सारी बातों का भेद 
खुलता हे । वह फिर बुद्ध कौ शरण में जाता हे। 

भगवान्‌ बुद्ध नन्द को ठीक रास्ते पर आया समञ्च कर उसे उपदेश देते हैँ । 
संसार को हरएक बातों का भेद बताते हैँ । नन्द बुद्ध की शिक्षाओं में डन जाता है । 

यही  सौन्दरानन्द' की कथा है। अपनी इस पुस्तक को अश्वघोष ने अपने 
समय कौ जनता के लिए लिखा था। उन्होने उसके शुरू मेँ स्वंय ही कहा है "मैन यह 
पुस्तक अपने लिए नही, लोगों के लिए लिखी है। लोग बुद्धधर्म को जाने, उसको 
अपनाएे। इस पुस्तक को लिखने का मेरा यही ध्येय है ।' 


लुद्धचरित 

 बुद्धचरित' उनका दूसरा महाकाव्य हे । इसमे अद्वाइस सर्ग थे। लेकिन आज 
उनमें से केवल सव्रह सर्ग ही मिलते हैँ । अश्वघोष की यह पुस्तक तिन्बती ओर चीनी 
अनुवादो के रूप में बची रह सकी । 

इस पुस्तक के नाम से ही जाहिर होता है कि उसमे बुद्ध की कथा कही गयी है । 
उनको यह कथा उनके जन्म से शुरू होती है। धीरे धीरे वे बडे होते गए। यशोधरा से 
उनका विवाह होता हे । फिर उनका पुत्र पैदा होता है । उसका नाम रखा जाता है राहल। 

इसी बीच एकाएक उन्हँ घर्‌, परिवार, खरी, पुत्र ससे विराग पैदा हो जाता दै। 
वे घर छोड़कर शान्ति कौ खोज में निकल पडते. । उनके ' गृहत्याग' पर सारे राज्य मेँ 
शोक छा जाता है। रानी यशोधरा रोती-कलपती है । उनको खोजने के लिए बडी 
कोशिशें होती हैँ । लेकिन वे नहीं मिलते। 

वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैँ । बड़े से लेकर छोटे तक से मिलते हैँ । 
लेकिन उनके मन कौ गुत्थी को कोई नहीं खोल पाता। अन्त मेँ वे समाधि लगाकर एक 
पेड़ के नीचे बैठ जाते है । वहाँ कई दिनों ओर कई महीनों तक वे उसी तरह नैठे रहते 
है । एक दिन उनके मन की मुराद पूरी हो जाती है। वे जो चाहते थे वह उन्हे मिल 
जाता हे । वे चाहते थे बोधि, याने ज्ञान । यह संसार व्या है । इस संसार मेँ रहने वाले ये 
अनगिनत जीव क्या ह । यह शरीर क्या है। जब आदमी मरता है तो कहँ जाता है । 
उन्होने संसार के सबसे बड़े कारण दुःख को खोज निकाला। मनुष्यों के इस दुःख को 
किस तरह दूर किया जा सकता है, इसका उपाय भी उनको मिल गया । 

इसी को सम्बोधि या ज्ञान कहा गया हे । जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो उसे वे 
लोगों में फलान के लिए निकल पडे। उन्होने लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए 
कहा। बुद्ध को इन सुन्दर शिक्षाओं को जो भी सुनता वह उन्हीं का हो जाता। देश के 
चारो ओर बुद्ध कौ शिक्षाएं फैल गयीं । उनके बाद उनकी इन शिक्षाओं को ही "बौद्ध- 





कालिदास ओर उनका युग ६७ 


धर्म' याने बुद्ध का चलाया गया धर्म, कहा गया। उनके बाद महाराज अशोक ने उसको 
बढाने तथा फैलाने के लिए क्या किया, इसके साथ ही कथा पूरी हो जाती हे । 


अश्वघोष की कविता 

कविता की थाती अश्वघोष को कालिदास से मिली थी। कालिदास कौ कविता 
मे सरलता ओर मिठास है। अश्वघोष कौ कविता में भी वह देखने को मिलती हे। 
कालिदास में मनुष्य के मनोभावों की जो परख थी, वही अश्वघोष कौ कविता मे भी 
हे। कालिदास ने अपनी कविता मे समाज के छोटे-बडे, ऊच-नीच, सभी को समान 
मानवीय कसौटी पर रखा। अश्वघोष कौ कविता में भी समानता के इस आदर्श को 
अपनाया गया। 

समाज मेँ समानता के आदर्श को फैलाने पर उन्होने बहुत बल दिया हे । उनकी 
दुष्ट मे मनुष्य-मनुष्य एक है । वे यह मानते थे कि किसी भी अच्छे काम को करन के 
लिए बुजुर्ग होना जरूरी नहीं है । अच्छा काम करना किसी एक कौ बपौती नही है। 
कोई भी मनुष्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा काम कर सकता है ओर बड़ा हो 
सकता हे। 

मनुष्य कौ अपनी भलाई ओर समाज को भलाई के लिए बौद्धं एक महान्‌ 
जरिया है। मनुष्य-मनुष्य में महान मानवीय गुणों को बढाने ओर फैलाने में बौद्धधर्म 
एकमात्र उपाय है । 

अश्वघोष, कौ कविता मे अपने देश कौ पुरानी सभ्यता ओर संस्कृति कौ अच्छी 
लक देखने को मिलती हे। उस युग का धर्म, रहन-सहन ओर आचार-विचार का 
पता लगाने के लिए अश्वघोष कौ पुस्तके बडी उपयोगी है । 


शूद्रक ओर उनका युग 

जीवनी ओर समय 

संस्कृत की इस कहानी में हमने बाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास ओर 
अश्वघोष के बर में पठा । वाल्मीकि ओर व्यास कौ वाणी से संस्कृत की जो धारा बही 
उसको जन-मानस तक ले जाने का काम किया भास, कालिदास ओर अश्वघोष ने। 
इस थाती को आगे बढाने में जिन कवियों का योग रहा, शूद्रक उनमें पहले हं । 

सरि संस्कृत साहित्य में शूद्रक का अपना अलग स्थान है । वे अपने युग के अकेले 
नाटककार थे। अपने समाज की सच्वाइयों को सीधे ओर साहस से उन्होने आगे रखा। वे 
संस्कृत के कवि तथा नाटककार ही नही, अपने युग के नेता ओर सुधारक भी थे । विचारो 
मे वे बहुत बदे-चटे थे । कालिदास कौ तरह मनुष्यमन को उन्हें बडी परख थी । राजा से 
लेकर रंक तक जिसकी जो दशा थी, शूद्रक ने उसका चित्र उतार कर रख दिया। 

संस्कृत का यह इतना महान्‌ लेखक कब कहाँ ओर कैसे हुआ, इसके बारे में 
कई तरह की नाते कही जाती हँ । अपने नाटक मृच्छकटिक के प्रारम्भ में शद्रक ने कुछ 
बाते कही दै । उनसे मालूम होता है कि वे भारी-भरकम शरीर वाले थे। सुन्दर थे। 














६८ संस्कृत साहित्य को कहानी 


जाति से क्षत्रिय थे। वेद, गणित, कला-कौशल, व्यापार ओर हस्तिशाख, इतने विषयों 
के जानकार थे। उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया था। वे राजा थे। अश्वमेध यज्ञ के बाद 
अपना सारा राज-पाट उन्होने अपने पुत्र को सोप दिया था। इस तरह सौ वर्ष ओर दस 
दिनि को आयु बिता कर वे स्वर्गवासी हए। 

ये बातें उन्होने अपने बरे मे लिखी हँ । इन बातों मे उन्होने अपने मरने के बारे 
मे भी कहा है। किसी को भी शक हो सकता है कि अपने बारे मे कोई आदमी इस 
प्रकार केसे बता सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि शूद्रक ज्योतिष के बडे 
जानकार थे। इसलिए अपनी मृत्यु के बारे मे उन्होने पहले ही हिसाब लगा लिया था। 
लेकिन कुक लोगों का कहना है कि ये बातें बाद मे जोडी गयीं । वे किसने जोडीं ओर 
क्यों जोडी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका हे। 

मृच्छकटिक ' के बारे में अब तक कुछ तय नहीं हो पाया है । इस नाटक के 
बारे में यह भी कहा जाता है कि उसमें उसके असली लेखक ने अपना नाम दिया ही 
नहीं । यह शूद्रक नाम, जो उसमें दिया गया है, जाली हे । 

इस नाटक को पठकर कुछ बातें सामने आती हें । उनमें पहली बात तो यह कि 
जिसने उसको लिखा वह संस्कृत ओर अपने समय की लोक भाषाओं का अच्छा 
जानकार था। वह शैवधर्म को मानने वाला था। उनका जन्म शायद दक्षिण भारत में 
हुआ था। 

आचार्य चन्द्रबली पाण्डे ने शूद्रक पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 
उन्होने कई तरह को एतिहासिक सामग्री का उपयोग किया है । शूद्रक के बरे मे जहाँ 
जहां जो कुछ कहा गया है, उसको ध्यान से पढ़ा है। खुद भी खोज की है । 

उन्होने लिखा है कि दक्षिण के सातवाहन राजाओं मे पुलमावि नाम से एक 
राजा हंआ। उसी का दूसरा नाम शूद्रक था। लेकिन इस मत को भी कुछ लोग नहीं 
मानते। 

आज के अधिकतर लोगों की राय है कि " मृच्छकटिक" का लेखक शूद्रक ही 
था। उसने जिस समाज ओर युग का चित्रण किया है, उसको देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि वह छठी शतीं ईसवी में हुआ। आज से लगभग चौदह सौ वर्ष पहले। 


मृच्छकटिक 

शूद्रक के वारे में भले ही कोई जानकारी प्राप्त न हई हो, लेकिन इतना तय है 
कि वे अपने युग के विरले लोगों मे हुए। उन्होने जो पुस्तक लिखी उससे उनका नाम 
संस्कृत साहित्य में अमर है । 

उनको पुस्तक का नाम है "मृच्छकटिक", याने "मिद्री की गाड़ी '। इसको 
प्रकरण ' कहा जाता है । नाटक का ही यह एक नाम है । इसमे दस अंक है । इसकी 
कथा संक्षेप में इस प्रकार है- 

उज्जयिनी (उच्ञैन) नाम की एक नगरी मेँ चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता 
था। पहले वह बड़ा धनी था। लेकिन बाद मे गरीब हो गया था। उसी नगरी मे 
वसन्तसेना नाम कौ एक गणिका रहा करती थी । वह बडी सुन्दरी थी। अनेक कलाओं 





कालिदास ओर उनका युग ६९ 


में चतुर। किसी कारण वह चारुदत्त ब्राह्मण के गुणों पर मोहित हो गयी थी । उन्हीं 
दोनों के पवित्र प्रेम कौ कथा इस नाटक में कही गयी है । 

इस कथा को नाटक में इस प्रकार फैलाकर लिखा गया है- 

एक बार कुछ लपफंगे अंधेरी रात में वसन्तसेना का पीछा कर रहे थे। शकार, विट 
ओर चेट उन लोगों के नाम थे। वसन्तसेना उनसे बचने के लिए पास कौ एक ज्ञोपडी में 
घुस गयी । संयोग से यह घर ब्राह्यण चारुदत्त का था। चोरों से बचने के लिए अपने सभी 
गहने वह चारुदत्त के घर में रख लेती हे । चारुदत्त उसे उसके घर पहुंचा देता है । 

एक दिन शर्विलक नाम का एक चोर सेध लगाकर चारुदत्त के घर से गहने चुरा 
लेता है । चारुदत्त अपनी खरी के गहनों को वसन्तसेना के घर भेज देता हे। साथ ही यह 
भी सन्देशा भेजता है कि वसन्तसेना के गहने वह जुए में हार गया। एक दिन चारुदत्त 
का पुत्र रोहसेन अपनी आया रदनिका के साथ म्री को गाडी से खेलता हुआ 
वसन्तसेना के घर के सामने पहुंच जाता है । रदनिका से वसन्तसेना को मालूम होता है 
कि यह बालक चारुदत्त का है । वसन्तसेना उन गहनो से उसकी गाडी भर देती है। 
साथ ही वह उसके लिए सोने कौ गाड़ी खरीदने को कहती है । इसी घटना के कारण 
इस नाटक का नाम "मृच्छकटिक" (मिटी की गाडी) रखा गया है । 

कुछ दिन बीत जाने पर वसन्तसेना अपने एक नौकर को साथ लेकर चारुदत्त के 
घर जाती है। रातभर गहरी वर्षा होने के कारण वह उस रात चारुदत्त के ही घर रुक 
जाती है। 

इसके बाद कौ कथा बड़ी उलद्ली हुई है । राजा पालक का साला शकार अपनी 
पुरानी दुश्मनी के कारण एक दिन वसन्तसेना का गला घोट कर उसे मरा जानकर वहोँ से 
भाग आता है। अदालत में चारुदत्त के शिर इस आरोप को मढ दिया जाता है । लेकिन 
किसी तरह वसन्तसेना बच जाती है ओर चारुदत्त की जगह शकार को फँसी की सजा 
सुनाई जाती है । चारुदत्त के ही कहने पर बाद में शकार को बरी कर दिया जाता ह । 


१ अन्त में वसन्तसेना ओर चारुदत्त का विवाह हो जाता है। यही इस नाटक की 
कथा हे। 


शद्रक कौ कविता 


मृच्छकटिक ' सारे संस्कृत-साहित्य मेँ अपनी तरह का अकेला नाटक है । 
उसमें नाटककार ने अपने युग के समाज की साफ तस्वीर उतारी है। उसमें उस समाज 
कौ सभी भलाइयों ओर बुराइयों को खोलकर दिखाया गया है । समाज के जितने भी 
अंग हँ उनको उसमे अलग-अलग गिना गया है । राजा, ब्राह्मण, धूर्त, फकीर, वेश्या, 
लम्पट, चोर, जुआरी ओर पुलिस-सभी के रंगीन चित्र उसमें देखने को मिलते हैँ । 
एेसा मालुम होता है कि उस युग में राज-काज ओर शासन की बागडोर बहुत 
ढीली पड़ गयी थी । राजा अपने पद से गिर गया था। वह रखैलें रखने लग गया था। 
पालक एेसा ही राजा था, जिसने शकार की सुन्दरी बहन को रख लिया था। 
उस समय के राज-काज का सही चित्र चारुदत्त ने प्रस्तुत किया है । उसने 





७9 संस्कृत साहित्य कों कहानी 


न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था- 
चिन्तासक्तनिमग्रमच्तिसलिल दूतोर्गिशृङ्खकृलं 
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्वहिसाश्रयम्‌। 
नानावाश्ककङ्कक्षिरचितं कायस्थसपस्पिद 
नीतिश्वुण्णतटं च राजकरणं हिसरैः सयु्रायते॥ --मृ० ९-१४ 
(यह राजमण्डल हिंसक जानवरों से धिरे हुए समुद्र की तरह है ।"इसके मन्त्री 
लोग जल कौ लहरों के समान हैँ । इधर-उधर जाने-वाले ये दूत लहरों से धकेले गये 
५ की तरह हैँ । राज्य के चारों ओर फैले गुप्तचर विभाग के अधिकारी मगरों की 
हे ।) | 
शूद्रक के वर्णन से एेसा प्रतीत होता है कि समाज में चोरो, लफंगो, जुआरियों 
ओर धूर्तो का भी बोलबाला था। भले घर की बहू-बेदियों को घर से बाहर निकलने 
का साहस नहीं होता था। 
उस समय व्यापार को दशा बहुत अच्छी थी। जहाजों के जरिए समुद्री रास्तों से 
विदेशों मे व्यापार होता था। समाज का एक वर्ग बहुत बढा-चढा था। ब्राह्मण भी 
गणिका से विवाह कर सकता था। गणिका चरित्र कौ ऊची होती थीं। वे अपना पेशा 
छोड कर अच्छे घरों की बहुरे बन सकती थीं। 
मृच्छकटिक, संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक है । यथार्थवादी याने शीशे 
मे शक्ल जैसा। उसकी यथार्थं घटनाओं का इतिहास चारुदत्त ओर वसन्तसेना के चरित्रं 
में देखने को मिलता है । 
चारुदत्त जाति से ब्राह्मण हैँ । लेकिन काम करता है बनिए का। वह उदार है। 
उसके मन मे दया है। सबकी वह इञ्नत करता है। वह गृहस्थ हे । आचार-विचार 
वाला पक्का ब्राह्मण। उसका विवाह हो गया है । एक पुत्र भी है । एक दिन वह उजैन 
का विख्यात व्यापारी था। लेकिन बाद मेँ गरीब हो गया। अपनी इस गरीबी मे जब उसे 
अपनी अमीरी के दिन याद आते तो बड़ा दुःख होता। दुःख अपने लिए नहीं, अपने 
दोस्तों के लिए। एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा भी, "मुञ्ञे धन के लिए दुःख 
नहीं हे। मुञ्ञे दुःख है तो इस बात का कि मेरी गरीबी के कारण मेरे मित्रों ने मेरे घर 
आना छोड़ दिया है ।' | 
वह आगे कहता है, “मुञ्चे धन के चले जाने का कोई गम नहीं । धन का आना- 
जाना तो लगा ही रहता है । मुद्ञे गम तो इस बात का है कि पहले जो मेरे गहरे मित्र थे, 
आज वे मुञ्चे गरीब जानकर मुञ्चसे बात तक नहीं करते ।' 
जब उसने सुना कि चोर ने उसके घर मेँ सेध लगायी तो उसे बड़ा दुःख हुआ। 
दुःख इसलिए कि उस दरिद्र के घर से चोरों को खाली लौटना पड़ा। लेकिन ज्योंही 
उसे पता लगता है कि वसन्तसेना की अमानत चली गयी, वह कोप उठा। उसने बदले 
मँ अपनी सत्री के सभी गहने वसन्तसेना को दे दिए। वहाँ उसने ्जूठ-मूठ कहा कि 
असली गहनो को वह जुए मेँ हार गया है। 
इन गरीबी के दिनों में वह अपने दिन किसी तरह बिता ही रहा था। एकाएक 





कालिदास ओर उनका युग ७१ 


उसके जीवन मे वसन्तसेना आयी। उसने दरिद्र चारुदत्त को अपना लिया। चारुदत्त ने 
उसके प्यार को अन्ततक निभाया। यहाँ तक कि उससे विवाह कर लिया। यह इस 
नाटक कौ जान हे। 

वसन्तसेना गणिका है। लेकिन उसमें अच्छे कुल कौ स्रियो के सब गुण हे । 
उसके कर्म बहुत ऊँचे थे। वह विचारों की पवित्र थी। वह चाहती तो बड़े-बड़े 
धनवानों को फँसि सकती थी । लेकिन उसने एक दद ब्राह्यण को अपनाया । एक बार 
राजा के साले शकार को फटकारते हुए उसने कहा था, ' अरे नीच, मुञ्चे अपने धन का 
लोभ देता हे ? मेँ किसी भी शर्तं पर चारुदत्त को नहीं छोड सकती हूं। गरीब वह भले 
ही है लेकिन उसके पास कुल हे, शील हे।' 

“मृच्छकटिक' एक चुनौती है। उन लोगों के लिए जो धर्म को आड में अपने 
स्वार्थो को साध रहे थे। इन स्वार्थी लोगों के कारण समाज मे चोरी, जुआ, पाखण्ड, 
अत्याचार ओर अन्याय फेल गया था। 

नाटककार ने उन लोगों पर करारी चोट की है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच 
नकली दीवार खडी किए थे। एक ब्राह्मण का एक गणिका के साथ विवाह कराके 
नाटककार ने उस युग के धर्म के टेकेदारो कौ पोल खोली । उनके भीतरी राजों को 
जनता के सामने खोलकर रखा। 

यही इस नाटक का यथार्थं है ओर इसीलिए इसको संसार के लोगों ने 
अपनाया। आज उसकी लोकप्रियता ओर सफलता का इससे अधिक प्रमाण क्या हो 
सकता है । विदेशों मे कई बार वह वहाँ की भाषाओं मे, रंगमंच पर खेला गया। संसार 
कौ अनेक भाषाओं मे उसका अनुवाद हो चुका है । | 


9 











५५ 
संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग 


संस्कृत साहित्य को भास, कालिदास ओर उनके युग के लेखकों ने नयी चेतना 
दी । यह चेतना उन्हें लोक मानस से मिली थी । इसलिए उनकी कविता को लोक ने 
अपनाया । इस लोकप्रिय परम्परा को जिन लेखकों न आगे बढाया उनमें भर्तृहरि, भारवि, 
माघ, बाण, भवभूति ओर श्रीहर्ष का नाम पहले आता है। लगभग छठी शताब्दी से लेकर 
नारहवीं शताब्दी के बीच के इस समय को “ संस्कृत का उत्कर्षं युग ' कहा गया हे । 

इस युग में संस्कृत की कई विधाणएँ प्रकाश में आई । उनमें काव्य, महाकाव्य, 
नाटक ओर गद्यकाव्य का नाम मुख्य है । संस्कृत की चरम उन्नति के इन छः सौ वर्षो मं 
धर्म, दर्शन, कोश, आयुर्वेद, कामशाख, काव्यशाखतर, ओर शिल्पशास्र पर भी क 
पुस्तके लिखी गयीं । 

इस युग में संस्कृत राजदरबारों की राजकाज की भाषा बनी । भारत के राजवंशों 
ने उसको बढ़ाने मेँ अपना बहुत बड़ा योगदान किया । उन्होने अपने दरबारों में विद्वानों 
का बड़ा आद्र-सम्मान किया। भर्तृहरि स्वयं राजपरिवार के थे। महाकवि भारवि 
दक्षिण भारत के चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन के राजकवि थे। महाकवि माघ के 
आश्रयदाता गुजरात के वलभी राजा थे । बाण कन्नौज के महाराज हर्षवर्धन को राजसभा 
के रत्र थे। उनके यहाँ मयुर, धावक ओर दिवाकर आदि कवि भी रहा करते थे । श्रीहर्ष 
कन्नौज के राजा विजयचन्द्र ओर जयचनद्र के राजकवि थे। श्रीहर्ष जब राजसभा मे आते 
तो राजा जयचनद्र उन्हे अपने हाथों आसन ओर पान के दो नीडे दिया करते थे । इसी 
प्रकार भवभूति भी कन्नौज के चन्द्रवंशी राजा यशोवर्मा के राजकवि थे। 
४6 1 के इस उत्कर्षं युग की कहानी भर्तृहरि से प्रारंभ होकर श्रीहर्षं से पूरी 

| 


भर्तृहरि ओर उनका युग 
जीवनी ओर समय 
कवि भर्तृहरि के बरे मे बहुत कम बातें जानने को मिलती है । जो मिलती हैँ वे 
भी सुनी-सुनायी दन्तकथाओं के आधार पर। बहुत पहले ही से लोगों के मुख से यह 
सुनने को मिलता है कि वे महाराज विक्रमादित्य के बडे भाई थे। इतिहास में 
विक्रमादित्य नाम से भी कई राजा हुए। जैसा कि अधिकतर लोगों का कहना है, ये 





साहित्य का उत्कर्ष युग ७३ 


विक्रमादित्य वही थे, जिन्होने कहरूर की लडाई में हूणों को हराया था। यह लड़ाई 
आज से लगभग साढे-तेरह सौ वर्ष पहले, याने ६४४ ईसवी में हुई थी । यदि भर्तृहरि 
उन्हीं विक्रमादित्य के भाई थे तो उनका समय भी वही होना चाहिए्‌। अर्थात्‌ आज से 
सादे-तेरह सौ वर्ष पहले, सातवीं शती ईसवी में । 

उनके बरे मे यह भी कहा जाता है कि वे सात बार कभी गृहस्थ बने ओर 
कभी वानप्रस्थ । लेकिन यह बात निरी मनगढटन्त मालूम होती है । इसको शायद उनको 
कविता को पढ़ने के कारण गढ़ा गया। उन्होंने एक ओर तो एेसी कवितार्पँ लिखी हैँ, 
जिनमें श्व॑गार ओर प्रेम की बातें हैं । दूसरी ओर उन्होने एेसी कविताएँ लिखीं जिनमें 
संसार के रगडे-ञ्लगडे से दूर रहने कौ बाते, याने संसार-त्याग ओर वैराग्य की बातें ह । 
इन्हीं आधारो पर भर्तृहरि के बरे में बातें गदी गयीं । 

इस तरह कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे राजा शूद्रक के भाई थे। 
लेकिन यह बात भी गदी गयी मालूम होती है। इसका कोई आधार नहीं हँ । 

उनको किसी ने बौद्धधर्म का अनुयायी बताया हे । लेकिन वे वैदिकधर्म को 
मानने बाले थे । उनकी कविताओं से यह पूरी तरह स्पष्ट है । उनके गुरु का नाम वसुरात 
था। भर्तृहरि के नरे में इतनी ही बातें जानने को मिलती हैँ । 


की पुस्तके 
भर्तृहरि ने कई किताबें लिख उनके नाम है-- महाभाष्य दीपिका, वाक्यप्रदीप, 
भागवृत्ति, मीमांसा सूत्रवृत्ति ओर शब्द धातु समीक्षा। 
उनकी "मीमांसा सूत्रवृत्ति, मीमांसा दर्शन पर है । शेष सभी पुस्तक व्याकरण पर 
ह । इस कारण व्याकरणशास्त्र मे उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी 


"महाभाष्य दीपिका! का बड़ा नाम हे। 
इनके अलावा उन्होने तीन पुस्तके ओर लिखी । इन्हीं पुस्तकों के कारण उन्हें 


अधिकतर लोग जानते हँ । उनके नाम है-- १. नीति शतक, २. भंगार शतक ओर 
३. वैराग्य शतक। ये तीन पुस्तके कविता कौ हे ओर उनमें कोई क्रमवार कहानी नहीं 
कही गयी है। उनकौ एक-एक कविता या श्लोक मे एक-एक नयी बात कही गयी 
हे । यही इन तीनों पुस्तकों कौ विशेषता हे । 

हम तीनों पुस्तकों मे जीवन की तीन अवस्थाओं की बातें कही गयी हैँ । हरएक 
मनुष्य की तीन अवस्था होतौ ह । बालपन, जानौ ओर वुदापा। बालपन एस उपर है 
जिसमे पढाई-लिखाई होती है । चरित्र को बनाने की बातें सीखीं जाती रै । जवानी की 
ग्र मे संसार के सुखो का उपयोग होता हे। बुढापा जीवन को आखिरी मंजिल हे । 
उसमें पहुँच कर मनुष्य को दया, धर्म, परोपकार करना चाहिए। 

ये तीनों पुस्तक जीवन की इन तीन अवस्थाओं पर लिखी गयी है । बल्कि यों 


कहा जाय कि वे तीनों अवस्थाओं की कंजिया है । 








७४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


नीतिशतक 

ˆ नीतिशतक ' मे नीति की बातें कही गयी हैँ । नीति, अर्थात्‌ सदाचार, जो जीवन 
की नीव है ओर जिस पर सारा जीवन टिका हुआ है । विद्या, वीरता, साहस्र, मित्रता, 
उदारता, अच्छे विचार ओर अच्छी संगति इस नीव के पत्थर हैँ । यह नींव जितनी ही 
पक्त होगी, जीवन उतना ही ऊचा ओर मजनूत होगा । यह विद्या का ही फल है। 

विद्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। अन्त तक उससे हमारा साथ बना 
रहता हे, बल्कि हमारे मरने के बाद भी उससे हमारा साथ नहीं छूटता। इस संसार में 
कालिदास, भवभूति ओर वाण आदि कवि हुए हँ, जो अब नहीं रहे। लेकिन उनके 
नाम सदा के लिए अमर हो चुके है । इसी तरह सैकडों-हजारों लेखकों की बाते है । 

इसी तरह वीरता ओर साहस भी है। वे क्या हैँ ओर जीवन के लिए उनकी 
क्यों जरूरत है, इन बातों को * नीतिशतक ' में बडे अच्छे तौर पर कहा गया है । मित्रता 
से मनुष्य उन कामों को हल कर सकता हे जिनको दूसरे उपायों से नहीं किया जा 
सकता हे। जहां सब उपाय असफल हो जाते हैँ वहाँ मित्रता ही काम आती है । अपने 
दैनिक के जीवन मेँ भी हम इस बात को बराबर देखते आ रहे हैँ । संसार में मित्रता को 
कायम करने ओर मनुष्य-मनुष्यको अधिक पास लाने में भी मित्रता अच्छा काम कर 
सकती है। 

` नीतिशतक ' में उदारता ओर परोपकार की बातों पर भी बड़ा बल दिया गया 
है। न केवल देने-लेने में, बल्कि विचारों से भी मनुष्य को उदार होना चाहिए । दूसरे 
को जरूरत पर काम आना ओर दूसरे कौ भलाई मे लगे रहना ही परोपकार है। 

उदारता, परोपकार अच्छी संगति ओर अच्छे विचार, ये एेसे गुण है, जो संसार 
को सभी जातियों ओर धर्मो पर लागू होते है । भारत की संस्कृति, धर्म ओर विश्वासों 
पर उनका बहुत बड़ा असर ह । इस देश के ये महान्‌ आदर्श है । इन्दी महान्‌ आदर्शो 
को भर्तृहरि ने अपने ' नीतिशतक ' में बताया है । 

ˆ नीतिशतक" सरस एवं सुन्दर वाणियों का भण्डार है । उनमें एेसे रल हैँ, जो 
जीवन के लिए सहेजनीय हँ । वे अमृत वाणियां इस प्रकार है-- मूर्ख कौ कोई ओषधि 
नही; अच्छे लोगों कौ संगति मनुष्य को क्या नहीं बना देती; जो महान्‌ लोग होते हैँ वे 
जब किसी कामको हाथमे लेते हैँ तो उसको पूरा करके ही चैन लेते है, वे दुःख 
ओर सुख कौ परवाह नहीं करते है, धीर लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे न्याय 
के रास्ते से नहीं हटते, शील एवं विनय मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है 


श्ृंगारशतक 

 श्ृंगारशतक' उनकी दूसरी पुस्तक है । इसको लिखने में उन्होने चुन-चुन कर 
शब्दों को रखा है । इसमे उन्होने मनुष्य कौ जवानी के दिनों का चित्र खीचा है। 
जवानी के दिनों में मनुष्य शरंगार ओर प्रेम को अधिक पसन्द करता है । शगार ओर प्रेम 
कौ इन कविताओं को पठ कर किसी भी जवान का मन मचल पडता है। 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ७५ 


भर्तृहरि के " नीतिशतक” ओर वैरायशतक कौ कविता से ` शंगारशतक' की 
कविता की कोई समानता नहीं । एक ही कवि एक ओर तो नीति एवं सदाचार को बातें 
कहता है, दूसरी ओर संसार को छोड़ने कौ बातें बताता है। लेकिन फिर एक ओर वह 
मनुष्य को इस जीवन कौ हंसी खुशी में रच-पच जाने कौ बात कहता हे। एक साथ 
इतनी सारी बातों को इस अनोखे ठंग पर कहना किसी महान्‌ कवि का ही काम हो 
सकता है । 

'श्गारशतक" की कविताओं मेँ जवानी को उमंगों कौ भरमार हे । उसमें एेसा 
जादू हे, जो हरेक जवान मन पर छा जाता हे । उसको कविताओं को पद्‌ कर अधाता 
नहीं । बार-बार लगातार उन कविताओं को पटने की इच्छा होती हे । 

 शुंगारशतक ' की इन कविताओं मेँ ओर भी कई विशेषताएं हँ । संस्कृत पटे- 
लिखे किसी भी युवक को उन्हे गुनगुनाते सुना जा सकता हे । यह लोकप्रियता भर्तृहरि 


कोही प्राप्त है। 


वैराग्यशतक 

'वैराग्यशतक' भर्तृहरि की तीसरी पुस्तक है । उसमे उन्होने संसार के सारहीन 
जीवन का स्वरूप बताया है । यह संसार कुछ नहीं । इसकी हंसी-खुशी थोडे दिन कौ 
हे। यह संसार अजीब खेल हे । कहीं तो हमें वीणा के मीठे सुर सुनने को मिलते हँ तो 
कहीं हमारे देखते-देखते ही एक दिन सबकुछ नष्ट हो जायगा। करुणा ओर दुख को 
आवाज सुनने को मिलती हे । कहीं पदे-लिखे लोगों का जमघट है, तो कहीं शराबियों 
की गाली-गलौज सुनने को मिलती हे। कहीं खूबसूरती है तो कहीं मन को उना देने 
वाली कुरूपता। दिल को दहला देने वाला कोढ। समञ्च मेँ नहीं आता कि यह रहने 
लायक संसार है या छोड्ने लायक । यह हमारे लिए वरदान हे कि अभिशाप ? 

ओर ये संसारी लोग ? इनके हाल पर दया आती है । इनको अज्ञानता पर दुःख 
होता हे। उनके मुखो पर डुर्यियँ पड़ गयी है । एक दिन जिनकी खूबसूरती को देखते 
मन ध अधाता था वे ही एक दिन मुरञ्चा गये है, मलिन पड़ गये हे । यही हाल शिर 
के द भी हो गया है। एक दिन जिनकी शोभा देखते ही बनती थी, आज वे 
सरसो की तरह पूल गये हे । सुफेद हो गये है । एक दिन अपने बल ओर शरीर का 
जिन्हें घमण्ड था, अपनी शोभा पर गर्वं था। लेकिन एक दिन एेसा आया कि उनके 
शरीर का हर हिस्सा बेकाम हो गया। उसने जवाब दे दिया है । अब उसको ढोना 
कठिन हो रहा है । जीवन की इस विषमता को नहीं मिटाया जा सकता । 

यह बुढापा ठेसी ही बला है। उसने हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी इच्छा को 
भी ज्ुलस दिया। 

इस संसार में आकर मनुष्य हर घड़ी किसी-न-किसी नयी विपत्ति मे फसा ही 
रहता है। कभी बीमारी का इंट, कभी धन के लुट जाने का डर, कभी गरीबी एवं 
दीनता का भय, कभी बुदापे कौ चिन्ता, ओर कभी मृत्यु कौ काली छाया का डर। 
मतलब यह कि हर समय चिन्ता ओर भय, दुःख ओर शोक। यह बुढाई बाधिन को 
तरह मुंह बाए हर समय तैयार है । वह मनुष्य को निगल जाना चाहती है । लेकिन इस 





७६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


मनुष्य को हालत विचित्र है । एसे संकयों के बीच मेँ भी वह दूसरे की बुराई करना, 
दूसरे का अहित करना नहीं छोडता। 

भर्तृहरि ने कहा है कि इन सभी बुराइयों, चिन्ताओं, मुसीबतों ओर बीमारियों से 
दुटकारा पाने का एक ही उपाय है । वह हे वैराग्य । वैराग्य को अपना कर जीवन को 
सही मानां मे सुखी बनाया जा सकता है। संसार के जितने भी दुःख ओर बन्धन है 
उनको वैराग्य से ही काटा जा सकता है। वैराग्य ही एक एेसा हथियार है, जिससे 
संसार को जीता जा सकता है । 


भर्तृहरि की कविता 

भर्तृहरि को कविता मे हमें कुछ खास बाते देखने को मिलती है । पहली बात 
हमे यह देखने को मिलती है कि भर्तृहरि को संसार का गहरा अनुभव था। जीवन की 
सभी दिशाओं कौ उन्हं पूरी जानकारी थी । उनकी कविता में हमे उनके विचारों कौ यह 
गहराई देखने को मिलती है । 

उन्होने अपनी कविता में जनता के मन की बातें कही हैँ । वे जनता के बीच 
रहे । वहां उन्होने छोटी-बड़ी बातों को देखा। उनको अपनी कविता की कसौटी पर 
कसा। यही कारण है कि उन्होने जो कुछ कहा उसमे एक नयी सीख, एक नया सन्देश 
हे । उन्होने मनुष्य कौ अच्छाइयों ओर बुराइयों को परखा। उनपर गहराई से विचार 
किया। जीवन कौ हर बुराई को भलाई मेँ कैसे बदला जा सकता है, इसका उन्होने 
सरल रास्ता बताया। उन्होंने एक जगह कहा भी है- "जो आदमी इस मनुष्य शरीर को 
पाकर अच्छी बातों को नहीं अपनाता वह निरा मूर्ख है। वह एेसा ही है, जो सोने के 
हल से आक कौ जड खोदने की कोशश करता है ।' 

उनको नजरों मे बड़ा वही है जो दूसरों के धूल-कण के बराबर गुण को भी 
पहाड्‌ जितना बड़ा समञ्च कर अपने लिए अपनाता है। जीवन को सफल बनाने के 
लिए भर्तृहरि कौ कविता हम सबके लिए बड़ी कारगर ओर उपयोगी है । 

भतहरि कौ कविता पुस्तकों की बनिस्वत लोगों कौ जबानों में नस गयी है। 
संस्कृत के कुछ हौ कवि एेसे ह, जिनकी कविता को लोगों ने इस गहरी रुचि से 
अपनाया है । क्या नीति, क्या शरंगार ओर क्या वैराग्य, उनकी सभी तरह की कवितां 
लोक कौ जवानों मे बस गयी है। 

उनकी सरल, सुन्दर ओर मन को मोह लेने वाली शब्द-रचना ने भी उनकी 
कविता को लोकप्रिय बनाया। संस्कृत का गम्भीर पण्डित होते हए भी उन्होने कविता 
के लिए सरलता को नहीं छोडा। शब्द-रचना ओर विषय, दोनों को ही उन्होने लोक की 
रुचि के अनुसार अपनाया । यही उनकौ कविता की सफलता की कुंजी है । 


भारवि ओर उनका युग 
जीवनी ओर समय 
भारवि संस्कृत के उत्कर्ष-युग के पहले महाकवि हे । सौभाग्य से उनके बारे मे 
पर्याप्त बातें अब तक जीवित रह पाई हं । इनको जीवित रखने का श्रेय समाज को ही 





संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग ७७ 


है । उनके बारे मे कई तरह कौ बातें लोगों के मुख से सुनने को मिलती हैँ । 

एक दन्तकथा में कहा गया है कि भारवि राजा भोज के समय हुए। वे 
धारानगरी के रहने वाले थे। आज जिसको हम धार नाम से कहते हैँ ओर जो 
मध्यप्रदेश में हे, उसी को संस्कृत में धारा नगरी" के नामसे कहा गया है । इस धारा 
नगरी का ओर खासकर राजा भोज का संस्कृत मे बहुत बड़ा नाम है। 

दन्तकथा में आगे कहा गया है कि भारवि के पिता का नाम श्रीधर ओर माता 
का नाम सुशीला देवी था। उनका विवाह भृगुकच्छ के रहने वाले चन्द्रकीर्ति कौ लड़को 
से हुआ था। भृगुकच्छ को आज भंडोच के नाम से कहा जाता है, जो कि मध्यप्रदेश में 
हे । भारवि का जिस लडकी से विवाह हुआ उसका नाम रसिकवती या रसिका था। 
ससुराल मेँ रहकर बहुत दिनों तक वे गाय चराते रहे । उनके जीवन के कुछ दिन बहुत 
लुरे नीते। 

कहा जाता है कि भारवि के पिता अच्छे पण्डित थे। दोनों पिता-पुत्र मे कम 
बनती. थी । भारवि को अपनी विद्या का बड़ा घमण्ड था। वे अपने आगे किसी को कुछ 
न समञ्जते थे। पिता को यह बात अच्छी न लगती थी। उन्होने भारवि को बहुत 
समञ्ञाया। लेकिन उन्होने पिता को एक न सुनी। पिताने दुःखी होकर पुत्र कौ ओर 
ध्यान देना ही छोड़ दिया । बल्कि जहाँ तक बन पडता, वे घर मे ओर बाहर भी पुत्र की 
बुराई करते। भारवि पिता को इन बातों से संयम खो बेठे। यहाँ तक कि उन्होने पिता 
को मार डालने को योजना बनाई । लेकिन भाग्य से उनकी बुद्धि एकाएक पलट गयी 
वँ अपने को ही दोषी मानने लगे। उनकी सब बुराइयों उनके आगे नाचने लगीं । एक 
दिनि वे पिताके पैरो पर गिर पडे। पिता से आज्ञा लेकर वे छः महीने के लिए ससुराल 
चले गये। 

विद्या कौ उनके पास कमी नहीं थी। कमी थी इस बात की कि उस विद्या का 
इस्तेमाल किस तरह किया जाय । भारवि अब सही रास्ते पर थे। ससुराल में रहते हए 
उन्हे बहुत दिन हो गये । उनकी मान-मर्यादा कम होने लगी। ससुराल के लोग उन्हं 
हेयदृष्टि से देखने लगे। उन्ह गाय चराने का काम दिया गया। कहा जाता है कि इसी 
समय उन्होने अपने महाकाव्य की रचना आरम्भ की थी। 

ससुराल में इस तरह का निरादर देखकर भारवि की खरी को बडा दुःख हुआ। 
वह खुद भी कई तरह के अपमान सहन करती आ रही थी। भारवि अपनी खी कौ इस 
दशा को देखकर खुद भी दुःखी थे। एक दिन उन्होने अपनी स्त्री को कविता की एक 
पंक्ति बनाकर दी। उसे गिरवी रखने को कहा। रसिक उसे लेकर वर्धमान सेठ कौ खी 
के पास गयी । बदले मे वह कुछ रुपया ले आयी। 

वर्धमान सेठ को विदेश गए पन्द्रह वर्षं बीत रहे थे। इस बीच उसकी खरी को 
एक पुत्र हो गया था। सेठ की स्त्री ने उस कविता को अपने सिरहाने यक दिया । उसे 
पदढ-पढ़ कर वह पति के वियोग के दिनों को काटती रही । एक दिन सेठ घर लौट 
आया। घर के अन्दर जाकर उसने अपनी स्त्री के साथ एक जवान लड़के को सोया 
पाया। उसकी त्यौरियां चढ़ गयीं । वह उसको मारने के लिए ज्यो ही उस पर कटार 





७८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


चलाना चाहता था कि उसकी नजर कविता पर अटक गयी । वह एकाएक रुक गया। 
इतने में ही उसको स्त्री जाग गयी । तब उसे मालूम हुआ कि जवान कोई पराया नहीं, 
उसी का लड़का है जो उसके विदेश जाने के कुछ महीनों बाद ही पैदा हुआ था। 
कविता के बारे मे सेठ ने सारी बाते जान ली थीं। 
दूसरे दिन सेठ वर्दधमान भारवि के पास गया। उसने कविता कौ दूसरी पंक्ति भी 
बना दने को प्रार्थना को। भारवि ने वह भी दे दी। बदले में सेठ ने बहुत-सा धन दिया। 
दो पंक्तियों की इस कविता को श्लोक कहा जाता है । संस्कृत की सभी कवितां 
श्लोक में ही हँ । वह श्लोक ओर उसका फल इस प्रकार देखा जा सकता हे । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः; परमापदां पदम्‌ । 
कुणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुन्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ (किराता २-२३०) 
(विना सोचे-विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए । बिना सोचे-विचारे 
जो काम किया जाता है उससे तकलीफ होती है । जो व्यक्ति विचारवान ओर गुणी होता 
है, सरे धन-मान उसके चरणों मे अपने आप लोरते हैँ ।) भारवि के बरे मेँ लोग अब 
तक यही कहते आ रहे है । 
यह दन्तकथा कहँ तक सही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता हे। 
लेकिन इतना अवश्य है कि वह एकदम चटी नहीं हो सकती है । उसमे कुछ-न-कुछ 
सच्चाई जरूर हे । 
भारवि कहां पैदा हुए, इसके बारे मे कई बाते कही जाती हैँ । कोई उन्हं मध्य प्रदेश 
का, कोई उत्तर प्रदेश ओर कोई दक्षिण भारत का बताते है । उनके महाकाव्य में हिमालय 
काजो वर्णन किया गया है उसके आधार पर अधिकतर लोगों का कहना है कि वे उत्तर 
प्रदेश के थे। वे हिमालय के पास ही किसी जगह के रहने वाले थे। जो कुछ भी हो, वे 
हिमालय पर कई वर्षो तक अवश्य रहे । उनकी कविता से यह साफ जाहिर होता है । 
आचार्य दण्डी ने “अवन्ति सुन्दरी कथा' नाम से एक पुस्तक लिखी है। यह 
पुस्तक हाल ही मे छपी है । इस पुस्तक में भारवि के नारे मे बहुत-सी बाते लिखी हुई 
है । उसमें लिखा है कि आचार्य दण्डी भारवि के पोते थे। उसमें यह भी बताया गया है 
कि भारवि के पुरखे गुजरात के अनन्तपुर के रहने वाले थे। वहो से वे नासिक गये। 
बाद में वहाँ से भी दक्षिण के अचलपुर (एचिलपुर) मे आकर रहने लगे। इसी वंश में 
नारायण स्वामी का जन्म हुआ। वे कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे। उनको ही भारवि का 
पिता बताया गया है । 
भारवि के बचपन का नाम दामोदर था। ' भारवि" उनको उपाधि थी । उनके चार 
पुत्र हुए । उनमें से केवल दो का नाम मालूम होता हे । मंञ्चले पुत्र का नाम मनोरथ ओर 
छोटे का नाम वीरदत्त था। यही वीरदत्त आचार्य दण्डी के पिता थे। 
भारवि चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई राजा विष्णुवर्धन के 
राजकवि थे। विष्णुवद्धन का समय ६१५ ई. है । इसलिए भारवि छटठीं या सातवीं शती 
मेँ हुए। आज से लगभग तेरह-चौदह सौ वर्षं पहले। 





संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग ७९ 


किरातार्जुनीय 

भारवि के नाम को अमर बनाये रखने वाली उनकी एकमात्र पुस्तक हे 
"किरातार्जुनीय '। यह अठारह सर्गो का महाकाव्य है । इसको कथा 'महाभारत' से ली 
गयी है। 

' किरातार्जुनीय ' की कथा कौरव-पाण्डवों के जुआ खेलने से शुरू होती है । यह 
जुआ दैत वन में खेला गया था। यहीं पर युधिष्ठिर महाराज को यह मालूम होता है कि 
दुर्योधन कौ नीयत बदल गयी है । पाण्डवो से जीते हुए राज्य को वह वापस नहीं करना 
चाहता । इस बात से द्रौपदी ओर भीम, दोनों युधिष्ठिर को कायर या डरपोक कहते हैँ । 
लेकिन युधिष्ठिर लडाई न करने के अपने इरादे पर डटे रहते हें । 

इसी समय व्यास वहं आते हे । ये वही व्यास हैँ, जिन्होने "महाभारत ' लिखा 
था। व्यास अर्जुन को बताते हँ कि वह इन्द्रकोल पर्वत पर जाकर तप कर । उस तप से 
उसे पाशुपत अस्र मिलेगा। शंकर भगवान्‌ का एक नाम पशुपति भी ह । उनको तपस्या 
से पाशुपत अख मिल सकता था। इन अखं की मार अचूक होती है । वे जिस पर छोड 
जाते थे उसका अन्त कर डालते थे। 

इन्द्रकोल पर्वत पर अर्जुन कठिन तप करते हँ । इन्द्र उनके तप को तोडने कौ 
साजिश करता हे । यह इसलिए कि अर्जुन को अख न मिल सके । इन्द्र एक डरावना 
दैत्य अर्जुन के पास भेजता है । इस बात कौ जानकारी होने पर शंकर भगवान्‌ किरात 
का नकली वेष धारण करते हैँ । किरात याने शिकारी का। दोनों उस दैत्य पर बाण 
छोडते हँ । उसको लेकर दोनों म लडाई होती है । किरात वेषधारी शंकर ओर अर्जुन 
की लड़ाई कई दिनों तक चलती हे। 

इस लड़ाई मे भगवान्‌ शंकर को अर्जुन की वीरता का पता चलता है । उनकी परीक्षा 
पूरी होती हे । खुश होकर शंकर भगवान्‌ अपने असली रूप मे अर्जुन के सामने आते है । वे 
उन्हें ` पाशुपत' अस्त्र देते हँ । उनसे कहते है, "जाओ अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करो ।' 
इन अस्र को लेकर अर्जुन वापस आता है । वह युधिष्ठिर को प्रणाम करता हे । 

इसौ घटना के साथ ' किरातार्जुनीय" की कथा पूरी हो जाती है । 


भारवि कौ कविता 

` महाभारत' कौ कथा का एक अंश लेकर इस महाकाव्य को रचा गया है। 
लेकिन दोनों के कथा कहने के तरीके मे बड़ा अन्तर है। ' महाभारत' कौ अपेक्षा 
` किरातार्जुनीय ' की कथा अधिक सजीव ओर असर डालने वाली है। इसका यह 
मतलब नहीं कि उन व्यास से भारवि बढ़कर कवि हुए, जिन्होने महाभारत की लड़ाई 
अपनी ओंखों देखी थी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि "महाभारत ' के 
पात्रों को भारवि ने अधिक तेजस्वी रूप में पेश किया है । द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम ओर 
अर्जुन के चरित्रों मे जो ताजगी ओर तेजी भारवि ने दिखायी है वह "महाभारत ' में नहीं 
है । उन्होने एक-एक पात्र का चित्र खींच कर पाठकों के सामने रख दिया। 








८० संस्कृत साहित्य को कहानी 


"किरातार्जुनीय" संस्कृत का सबसे पहला ओर शक्तिशाली वीररस का महाकाव्य 
हे । उसको रचने का एकमात्र उदेश्य यह था कि शत्रु से किस तरह बदला लिया जाय। 
अर्जुन ओर भीम कौ वीरता को देखना हो तो उसे इसी महाकाव्य मे देखा जा सकता 
है । अपने राज्य ओर अधिकारों को पाने के लिए पाण्डवों ने जो कुछ किया, वह इस 
देश की रष्टय भावना का उज्वल उदाहरण है। 

भारवि के इस महाकाव्य मेँ हमें उनकी कविता के अनेक गुण देखने को मिलते 
हैँ । उन्होने पर्वतराज हिमालय का बडा ही सजीव वर्णन किया है । उन्होने देश के सभी 
त्रो मेँ अनुभव किया। वे नगरों में घूमे । गवों ओर जंगलो में गये । ग्वालों को 
दिनचर्या का चित्र खींचते हुए उन्होने लिखा-- "वे गायों, बड़ों ओर बेलों से भाई 
जैसा प्यार करते हँ । उनके साथ जंगलो मे रहकर भी वे घर का आनन्द लेते है । अपने 
पशुओं को सरलता ओर सेवा उन्होने अपने जीवन में उतार ली है ।' 

उनकी कविता मे अर्थं की जो गम्भीरता है उसका मुकाबला सारे संस्कृत 
साहित्य मे किसी कवि से नहीं किया जा सकता। इस माने मेँ वे संस्कृत के सबसे बड़ 
कवि हँ । मलिनाथ के शब्दों मे उनकी कविता एेसी हँ जेसे- 

नारिकेलफलसंमितं कचो 

भारवे; सपदि तद्‌ विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं 

सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 

(नारियल फल ऊपर से तो वह कठोर है लेकिन उसके भीतर रस-ही-रस है। 
इस रस को पाने के लिए उसमे डूब जाने की आवश्यकता है ।) 

यदि भारवि कौ कविता की तुलना कालिदास की कविता से की जाय तो कई 
नाते सामने आती है । कालिदास की कविता बाहर ओर भीतर एक जैसी सरस हे। 
लेकिन भारवि की कविता में शब्दों का जाल बुना गया है । उस शब्दजाल को भेद कर 
भी उनकी कविता को समञ्ने के लिए बुद्धि को पैनी करनी पड़ती है । वुद्धि के दोव- 
पेच लड़ने के बाद ही भारवि कौ कविता पकड़ मेँ आ सकती है । कालिदास कों 
कविता मे इस तरह का श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती । 

इतना होते हुए भी संस्कृत साहित्य मेँ भारवि कौ कविता को बड़ा आदर- 
सम्मान दिया गया है । उनकी कविता से बाद के कवियों ने भी प्रेरणा ली । लेकिन बाद 
के कवि उस प्रेरणा को पूरी तरह नहीं निभा पाए। 


माघ ओर उनका युग 
जीवनी ओर समय 
संस्कृत के महाकवियों मे माघ का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। संस्कृत 
के दूसरे कवियों कौ तरह माघ की जीवनी के बारे में भी बहुत कम बातें जानने को 
मिलती है । उन्होने अपने बरे मे दो-एक बात बताई हैँ । उनके पिता का नाम दत्तक 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग | ८१ 


सर्वाश्रय ओर पितामह काया बाबा का नाम सुप्रभदेव था। उनके पितामह किसी 
धर्मनाभ राजा के मन्त्री थे। ये धर्मनाभ शायद गुजरात के वलभी राजाओं में से एक थे। 

माघ का जन्म ब्राह्मण घराने में हुआ था। वे श्रीमाली ब्राह्मण थे। वे भीमनाल 
शहर में पैदा हुए थे। इस शहर का पूरा नाम श्रीमाल था। पहले वह गुजरात मे था। अब 
वह राजस्थान में हे । श्रीमाल के निवासी ब्राह्मण को आज भी श्रीमाली कहा जाता है । 
ये ब्राह्यण गुजरात ओर राजस्थान दोनों प्रदेशों मे पाये जाते हे । श्रीमाल नगरपालिका की 
ओर से महाकवि माघ के बारे मे खोजं हो रही हँ । 

माघ कौ पुस्तकों को पटकर मालूम होता है कि उनका बचपन बडी रईसी में 
बीता। उनको अच्छी शिक्षा मिली । उनकी पढाई क्रमवार हुई । बडे होकर उनके चरित 
मे उदारता ओर परोपकार का उदय हुआ। 

महाकवि भारवि कौ तरह माघ भी शायद किसी राजा के राजकवि रहे । इस बारे 
मे यकीनन कुक नहीं बताया जा सकता हे। 

माघ के बाद के दो-एक लेखकों ने भी उनके बारे में कुछ बातें कहीं हैँ । कवि 
वल्लालसेन ने अपने ' भोजप्रनन्ध' मे लिखा है कि एक बार माघ अपने मित्र भोज के 
यहो गये। भोज धारानगरी या धार (मध्यप्रदेश) के राजा थे। राजा भोज ने जब अपने 
दरबार में अपना मित्र आया देखा तो उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । उन्हं अपना 
राजकवि बना दिया। 

इस कथा मे आगे लिखा गया है कि माघ कवि बडे दानी थे। एक बार उन्होने 
अपना सन कुछ दान मे दे दिया था। जब उनके पास कुछ न रह गया तो एक दिन 
उन्होने एक कविता को लेकर अपनी खरी को राजा भोज के पास भेजा । इस कविता को 
पट्‌ कर राजा बहुत प्रसनन हुआ। उसने माघ कौ खी को बहुत-सा धन दिया। लेकिन 
दान करने मे उनकी स्त्री उनको भी मात कर गयी। उस धन को लेकर वह अपने घर 
को ओर आयी । रास्ते मे उसने बहुत से नंगे ओर भूखे लोगों को देखा। उनकी दशा 
देखकर उसका मन दया से भर आया। उसने वह सारा धन उन गरीबों मे बाँट दिया। 
जब वह घर पहुंची तब भी उसके पीके गरीबों का तता लगा ही रहा। माघ को सारी 
बातों का पता लगा। उनके पास देने के लिए कुछ न था। उन्होने सोचा अब मेरे पास 
केवल अपने प्राण बचे है । उन्होने अपने प्राण भी दे दिए। जब उनके पास देने को कुछ 
न रहा तो एेसा जीवन जीने से उन्होने मर जाना ही ठीक समञ्चा। 

राजा भोज को ये सारी बते मालुम हुई । अपने मित्र के मरने का उन्हे बड़ा 
क । भोज ने उनका अन्तिम संस्कार किया। माघ के साथ उनकी खी भी सती 

गयी । 

यह कथा कहाँ तक सही है, कहा नहीं जा सकता । लेकिन इतना जरूर है कि 
माघ बडे दानी स्वभाव के थे। उनकी पुस्तकों से उनके इस दानी मन का सहज ही पता 
चलता है। जहो तक उनके राजा भोज के यहाँ रहने का सवाल है, वह इतिहास की 
गणना से ठीक नहीं बेठता। राजा भोज का समय ग्यारहवीं शती बेठता है। माघ इससे 
कई सौ वर्षं पहले हुए। इसलिए यह कथा मनगढन्त जान पडती है। 





८२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


उनके बारे मे अब तक कई खोजें हो चुकी हैँ । इन खोजों मे यह तय किया 
गया है कि माघ आज से लगभग तेरह सादे-तेरह सौ वर्ष पहले हुए। उनका समय 
छदी या सातवीं शती ईसवी बताया जाता हे। 


शिशुपाल-वध 

महाकवि भारवि की तरह महाकवि माघ की केवल एक पुस्तक देखने को 
मिलती है। उनकी इस पुस्तक का नाम है 'शिशुपाल-वध'। उनके नाम पर उसे 
"माघकाव्य' भी कहा जाता है। इस महाकाव्य मेँ बीस सर्ग हेँ। इसको कथा भी 
"महाभारत ' से ली गयी है। कथा का सारांश इस प्रकार है-- 

एक बार देवताओं के राजा इन्द्र ने एक सन्देशा लेकर नारद मुनि को श्रीकृष्ण के 
पास भेजा। आकाश-मार्ग से धरती की ओर उतरते हुए नारद मुनि को वेष-भूषा उस 
समय देखने लायक थी । उनकी लम्बी जाये ठेसी मालूम हो रही ्थी, जैसे हिमालय को 
फली हुई लता हों । उनके शरीर पर जलता हुआ मृगचर्म ेसा दिखायी दे रहा था, मानो 
एेरावत हाथी कौ पीठ पर रंग-बिरंगा ब्ूला लटक रहा हो । उनके हाथ में वीणा थी। 
? इस वेष में वे श्रीकृष्ण के पास पहुंचे । श्रीकृष्ण ने उठकर उनका स्वागत किया। 
कुछ देर बाद श्रीकृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा । नारद मुनि ने कहा, "शिशुपाल ने 
सारे देवलोक को तंग कर डाला हे । देवराज इनदर ने उसमें आपको मदद मोगी है। 
देवराज ने कहा है कि आप देवताओं की इस तकलीफ को दूर करे ।' श्रीकृष्ण ने 
आश्वत कर नारदजी को विदा कर दिया। 

ठीक इसी समय बलराम ओर उद्धव को इन्द्रप्रस्थ से युधिष्ठिर महाराज का 
नुलाका आता है । वे राजसूय यज्ञ कर रहे थे। बलराम ओर उद्धव में बहुत-सी बाते होती 
है । बलराम का कहना हे कि शिशुपाल कौ राजधानी चेदि पर धावा लोल देना चाहिए। 
लेकिन उद्धव का कहना है कि पहले युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ मे सम्मिलित होना चाहिए्‌। 

इसके बाद तय करके श्रीकृष्ण अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए 
इन्द्रप्रस्थ की ओर रवाना होते है । रात मेँ वे रैवतक पर्वत पर डेरा डालते है । यहां पर 
यादव लोग श्रीकृष्ण का स्वागत-सत्कार करते हैँ । इस रैवतक पर्वत का ओर यादवं 
काकविने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। 

अन्त में श्रीकृष्ण अपनी सेना के साथ इन्द्रप्रस्थ पहंचते हैँ । श्रीकृष्ण को देखने 
के लिए इन्द्रप्रस्थ के खत्री-पुरुष बड़ी तादात मे उमड़ पडते हैँ । महाराज युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण की बड़े आदर के साथ आवभगत करते है । उनके पैर पखारते है । 

जब शिशुपाल को श्रीकृष्ण की आवभगत का पता चलता है तो वह सहज में 
ही क्रुद्ध हो जाता है । युधिष्ठिर के पास जाकर वह उन्है बुरा-भला कहता है । इस पर 
दोनो ओर से लडाई ठन जाती है । दोनों ओर घमासान लडाई होती है । अन्त मे श्रीकृष्ण 
शिशुपाल का शिर काट डालते है । 

इस प्रकार शिशुपाल के अन्त के साथ ही कथा भी परी हो जाती है। 


ऋ ~~ ~ न वः च + 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ८३ 


माघ की कविता 

इस सादी कथा को माघ ने कड़े ही सुन्दर ठंग से प्रस्तुत किया है । अगर हम 
उनके महाकाव्य में ध्यान से इस कथा को पदृते हँ तो माघ की कविता की करई 
विशेषताएं सामने आती हैं| 

उनके इस महाकाव्य को पटृकर उनके बारे मे भी हमे कई नई बातों का पता 
लगता है। हमें मालूम होता है कि वे ऊंचे कवि तो थे ही, इसके अलावा वे राजनीति, 
दर्शन, संगीत, नारक ओर आयुर्वेद आदि करई विषयों के भी अच्छे जानकार थे। 

उनकी कविता को पटने पर मालूम होता है कि वे करई वर्षो तक किसी 
राजदरबार में राजकवि रहे। वे राजमन्त्री भी रहे हों तो कोई शक नहीं। क्योकि 
राजनीति की इतनी बारीक बातों को वही व्यक्ति जान सकता है, जिसका उनसे गहरा 
लगाव रहा हो । उन्होने युद्ध के बारे में भी करई बातें कहीं है । शत्रु के साथ किस जगह 
पर कैसी नीति बरतनी चाहिए, इसकौ बारीक बातों को जानने के लिए 'शिशुपाल- 
वध ' विशेष रूप से पढना चाहिए । प्रजा पर शासन कैसे करना चाहिए ओर अपने राज्य 
कौ रक्षा के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इन बातों का भी अच्छा वर्णन इस महाकाव्य 
मे किया गया हे। 

माघ के इस महाकाव्य को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है । विश्वकोश 
अर्थात्‌ संस्कृत का कोई एेसा शब्द बाकी नहीं बचा जो कि उसमे न आया हो । कहा 
जाता है कि उसके नौ सर्गो मे संस्कृत का सारा शब्द-भण्डार पुरा हो गया- ' नवसग्ति 
माघे नवशब्दो न विद्यते।' माघ के संस्कृत- सान का यह एेसा उदाहरण है, जो कि 
किसी भी लेखक में देखने को नहीं मिलता। 

एक छोटी-सी सीधी-सादी बात को बना-सना कर कहने मेँ माघ बडे चतुर 
थे । उनको कविता में पग-पग पर यह चातुरी देखने को मिलती है । उनकी कविता को 
पढते समय पाठक उसमें डूब जाता है। 

वसन्त, वर्षा आदि ऋतुओं का उन्होने अच्छा वर्णन किया है । सन्ध्या ओर प्रभात- 
बेला के उन्होने एसे चित्र खींच हँ कि पने वाले के आगे उनकी शकल-सूरत बड़ी हो 
जाती है। प्रभात-बेला का वर्णन करते हुए एक जगह उन्होने लिखा है ।, "यह प्रभात- 
बेला, रात (कसि कन्या है, जो कि अभी-अभी पैदा हुई । लाल कमलो की प॑क्तियाँ उसकी 
हथेली ओर पंखुडियोँ उसकी ठँगलियाँ है । वह बड़ी रूपवती एवं सुन्दर है । यह भरा 
कौ कजरारी पाति ही उसके सुन्दर ओंखों का काजल है। ये रिवले हुए कमल उसकी 
बड़ी-बड़ी दो आंखें है । ओर पक्षियों का कलरव ही उसका मधुर गीत है ।' 

कालिदास के बाद माघ का दूसरा स्थान है। उनकी कविता मे वे सभी गुण हैँ 
जो कि उनको महान्‌ बना देते है । उनकी कविता के नारे मे धनपाल नाम के एक कवि 
ने ठीक ही कहा है- 

माघेन विधिनितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे। 
स्मरन्तो भारवेरेव कवय; कपयो यथा॥ 





८६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


(माघ महीने के टिुरते हए जाडे मे जिस तरह बन्दर सूर्य कौ याद करते ओर 
दुबक कर रह जाते हैँ, उसी तरह कविता को उड़ान भरने के लिए तैयार दूसरे कवि 
माघ की कविता को याद करके ठण्डे पड़ जाते हे ।) 

माघ की कविता मेँ सभी गुण देखने को मिलते हैँ । उनकी कविता मे कालिदास 
की सरलता ओर सरसता है। भारवि की चातुरी ओर गहराई है। दण्डी को सुन्दर 
पदावली है। कविता के क्षत्र मे वे कालिदास के बाद दूसरे महाकवि हे । 

उनकी कविता मे जीवन की गहराई हे। लोक की विशाल भावनाओं का 
समादर है। एेसा मालूम होता है कि समाज के छोटे-बडे सभी वर्गो का उन्होने सूक्ष्मता 
से अनुभव किया। मनुष्य के मनोभावं को सही रूप मेँ उतारने के लिए उन्होने 
कालिदास के कोशल को अपनाया। 

यही कारण है कि महाकवि माघ को संस्कृत मे ऊचा दर्जा दिया गया है । 


बाणभडु ओर उनका युग 

गद्यं काव्य ४ 4 

बाणभट ओर उनके युग के बारे मे जानने से पहले हमे गद्य काव्य के बारे मं 
जान लेना चाहिए। वह इसलिए कि बाण का नाम इस गद्य के ही कारण अमर है। 
संस्कृत साहित्य मे बाण को गद्य काव्य का पिता माना जाता हे । 1 

संसार की हरएक भाषा मे लिखने ओर बोलने के दो तरीके है । एक को गद्य 
ओर दूसरे को पद्य कहा जाता है। पद्य का दूसरा नाम कविता हे । कविता में हरएक 
शब्द ओर वाक्य नपा-तुला होता है । पद्य या कविता का एक नाम छ भी हे। गद्य 
कहते है बोल-चाल को । अपने रोज के जीवन में बोल-चाल के लिए हम जिस भाषा 
का प्रयोग करते हें वही गद्य है । 

ये पद्य ओर गद्य जब लिखने में प्रयुक्त किए जाते हँ तब वे काव्य कारूप ले 
लेते है । इस तरह काव्य दो तरह से लिखा जाता है । एक गद्य काव्य ओर दूसरा पद्य 
काव्य । संस्कृत में दोनों तरह के काव्य लिखे गये। ^ 

इस धरती पर मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया तो उसने गच्च मे हौ कहा। 
इसलिए पद्य की अपेक्षा गद्य पुराना दै। इस गद्य भाषा में पुस्तके लिखनी कब से शुरू 
हई, इसका ठीक-ठीक इतिहास बताना कठिन है । वेद हमारी पहली पुस्तक है । उनमें 
भी हमें गद्य के नमूने देखने को मिलते हँ । उसके बाद की पुस्तकों मे भी गद्य का रूप 
देखने को मिलता है । लेकिन जिस गद्य को काव्यरचना के लिए अपनाया गया उस 
गद्य से वेदों का गद्य अलग हे । 

काव्यरचना के लिए गद्य का सुथरा ओर निखरा रूप लगभग सातवीं शती में 
सामने आया। आज से लगभग तेरह सौ वर्ष पहले। काव्य के लिए गद्य का उपयोग 
करने वाले तीन लेखक थे। उनके नाम है-- सुबन्धु, दण्डी ओर नाणभट । ये तीनों 
गद्यकार लगभग एक ही शती के भीतर हुए। संस्कृत गद्यकाव्य कौ थाती के ये तीनों 
ही कर्णधार हँ । इसलिए इनके बरे मेँ भी कुछ वाते जान लेनी चाहिए। 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ८५ 


९. 

सुबन्धु के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। कुक लोग उन्हे काश्मीरी बताते हं 
ओर कुछ मध्यप्रदेश के । जहाँ तक उनके समय कौ बात है, वे दण्डी ओर बाणभटु से 
पहले हुए। अब इस बात को सभी लोग मानते हे । अधिकतर इतिहासकार उनका समय 
छटठीं शती के अन्त भें मानते हे । ॑ 

संस्कृत साहित्य में जिस पुस्तक के कारण सुबन्धु का आदर हुआ उसका नाम 
है ' वासवदत्ता'। वही उनकी अकेली पुस्तक है । संस्कृत मे जिस लोकप्रिय गद्य का 
रूप सामने आया, ` वासवदता' उसका पहला उदाहरण हे । 

"वासवदत्ता' में राजकुमार कन्दर्पकेतु ओर राजकुमारी वासवदत्ता कौ प्रेम- 
कहानी कही गयी हे। अपनी इस पुस्तक को सुबन्धु ने एक छोटे उपन्यास का रूप 
दिया हे। लेकिन उसको हम एक लम्बी कहानी कहना अधिक उचित समते हँ । 
इसमें पात्र भी कम हें । एक छोरी-सी प्रेम-कहानी को खींचकर लम्बा बनाने की इसमें 
कोशिश की गयी है । उसके लिए बीच-बीच में दूसरी छोरी-छोरी कहानियों को जोड़ा 
गया है । इन छोटी कहानियों ने मुख्य कहानी को कमजोर बना दिया है ! यह उसकी 
कमी हे। 

इसके अलावा ' वासवदत्ता' कौ कथा में ओर भी कई कमिर्यो हैँ । उदाहरण के 
लिए, उसके लेखक ने शब्दों का जाल-सा बिछा दिया हे । इसके साथ ही वाक्य बहुत 
लम्बे कर दिये हे । उसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन अधिक है। इन सब बातों के कारण 
"वासवदत्ता' उतनी लोकप्रिय न हो सकी । लेकिन गद्य की पहली पुस्तक होने के 
कारण उसका नाम तो है ही। 


दण्डी 

सुबन्धु के बाद संस्कृत के दूसरे गद्यकार का नाम हे दण्डी । 

दण्डी को जीवनी के बारे में उनकी पुस्तक ' अवन्तिसुन्दरी ' मे कुछ बाते कही 
गयी है । उनसे मालूम होता हे कि उनके पुरखे गुजरात मे घनिन्दपुर के रहने वाले थे। 
वहां से वे नासिक गये ओर उसके बाद अचलपुर या एचिलपुर मे आकर बस गणए। 
इसी वंश मे नारायण स्वामी पैदा हुए। उनके पुत्र का नाम भारवि था। ये भारवि वही है, 
जिन्होंने ' किरातार्जुनीय महाकाव्य लिखा। भारवि के मञ्चले पुत्र का नाम मनोरथ था। 
उसके चार पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त की स्त्री का नाम 
गौरी था।ये दही दण्डी के माता पिता थे। इस कथा से मालूम होता है कि दण्डी 
महाकवि भारवि के पौत्र थे। 

दण्डी का जन्म कांची या कांजीवर मे हुआ, जो कि दक्षिण भारत मेँ है। वे 
सातवीं शती के शुरू मे अर्थात्‌ आज से ठीक तेरह सौ वर्षं पहले हुए । सुबन्धु के कुछ 
वषं बाद ही उनका जन्म हुआ। 

उन्होने तीन पुस्तक लिखीं। उनके नाम है । ' काव्यादर्श, ' दशकुमारचरित ' ओर 
अवन्तिसुन्दरी कथा| 











८६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


' काव्यादर्श' काव्यशाखर का ग्रन्थ हे। उसमें काव्य-रचना के तरीके बताये गये 
हे । (अवन्तिसुन्दरी कथा' एक प्रेम-कहानी है । " दशकुमारचरित" मे इन कुमारो कौ 
कथाएं हँ । उनमें भी अधिकतर कहानियां प्रम को लेकर लिखी गयी है । 

संस्कृत के गद्य काव्यो मे दण्डी के "दशकुमारचरित" का बड़ा आदर है । एेसा 
मालूम होता है कि अपनी इस पुस्तक को उन्होने 'पंचतन्त्र' ओर 'हितोपदेश' की 
प्रेरणा से लिखा है । गुणाढ्य की ' वृहत्कथा' भी अवश्य उनके सामने थी। अपने से 
पहले की इन पुस्तकों का उन पर गहरा प्रभाव है । 

उनके 'दशकुमारचरित' में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। उसकी 
कथाओं मे लोक-जीवन कौ अच्छी ज्कियोँ उतारी गयी हैँ । उनकी लोकप्रियता का 
यह सबसे बड़ा कारण है । उनमें राजकुमार, राजकुमारी, चोर, जादूगर, साधु, जुआरी, 
पाखण्डी, ठग ओर धूर्तं आदि समाज के सभी वर्गो के पात्र है । 

उनके वर्णन बड़े सजीव हँ । इसलिए पठने पर उनका सीधा असर होता है। 
` दशकुमारचरित" कौ कहानियों मे उनकी अनोखी सूञ्च-वृञ्च देखने को मिलती है । 

एक गद्यकार की अपेक्षा दण्डी को एक आचार्य के रूप मे अधिक माना जाता हे। 


बाण की जीवनी ओर समय 

सुबन्धु ओर दण्डी के बाद यहाँ हम एक एेसे गद्यकार के बारे मे बताने जा रहे 
है, जिसका नाम अपने देशवासी ही नही, सारे संसार के लोग जानते दै । उनका नाम है 
बाणभट्‌ | 

सारे संस्कृत साहित्य मेँ बाणभट ही एेसे लेखक हए, जिन्होने अपने बार मे 
बहुत-सी बातें लिखौ हँ । इससे उनकी सूड-वृञ्च ही नहीं, उनका इतिहास-प्रेम भी 
मालुम होता हे। लेखक का आत्मचरित आगे आने वाली पीढियों के लिए कितना 
उपयोगी हो सकता है, बाण ने यह नया आदर्शं सामने रखा । 

हर्षचरित" ओर "कादम्बरी ' उनकी दो पुस्तके है । इनके नारे मे आगे बताया 
जायगा अपनी इन दोनों पुस्तकों मे उन्होने अपना परिचय दिया है । ' हर्षचरित" के 
पहले तीन उच्छ्वासं मे उन्होने आत्मकथा कही है । ' हर्षचरित" को एक प्रकार से 
बाण को आत्मकथा ही कहना चाहिए। 

„ बाण कौ इस आत्मकथा से हमे मालूम होता है कि उनका जन्म प्रीतिकूट नाम 
के गोव में हुआ था। यह गव च्यवन ऋषि के आश्रम के आस-पास था। इस गोव को 
दधीचि एवं सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने अपने चचेरे भाई वत्स के लिए बनवाया था। 
वत्स को माता का नाम अक्षमाला था। यह दधीचि के छोर भाई की स्त्री थी। इस बस्ती 
को बाण ने "ब्राह्मणाधिवास" कहा है । वहाँ ज्यादातर ब्राह्मण रहते थे। 

पुराने जमाने में जहाँ यह च्यवन ऋषि का आश्रम था, उसको आज देवकूट या 
देवकुण्ड के नाम से कहा जाता है। वहोँ अब जंगल ही जंगल है। वह गया जिले मे हे। 
खोज करने पर यह भी मालुम हुआ है कि शोण नदी के किनारे शोणभद्र नाम का एक 
गोव था। वहाँ के निवासी अपने को वत्सगोत्र के बताते थे। ये लोग आज भी वहां है । 
बाण भी इसी गोत्र के थे। 





संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ८७ 


पुत्र सारस्वत को जन्म देने के बाद सरस्वती स्वर्ग सिधार गयी । उसके बाद 
सारस्वत ओर वत्स दोनों बालकों का लालन-पालन अक्षमाला ने ही किया। बडे होकर 
सारस्वत ने अपने भाई वत्स के प्रेम या प्रीति में उसी बस्ती को प्रीतिकूट नाम से कहा। 
उसने कोई विवाह नहीं किया था। 

वत्स का एक पुत्र हुआ। उसका नाम था वात्स्यायन । वह मुनि एवं तपस्वी होता 
हुआ भी गृहस्थ था। उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुबेर था। वह भी वेद तथा 
शास्त्रों का जानकार था। उसके घर पर ब्रह्मचारी लोग बडी सावधानी से वेद पढ़ा करते 
थे। सावधानी से इसलिए कि पिंजडों मे टगी हुई सुक-सारिकाँं कहीं उनको टोक न 
दे । इसका मतलब हुआ कि कुबेर इतना भारी विद्वान्‌ था कि जिसके घर की मैनाएं भी 
वेद-शास्रों को जानकार थीं। 

कुबेर के चार पुत्र हुए। उनके नाम थे- अच्युत, ईशान, हर ओर पाशुपत। 
पाशुपत का पुत्र हुआ अर्थपति । अर्थपति के ग्यारह पुत्र हुए। उसके आठवें पुत्र का नाम 
था चित्रभानु । चित्रभानु कौ खी का नाम राजदेवी था। ये ही बाण के माता-पिता थे। 

बाण के पुरखों का यही परिचय है। 

अपनी इस आत्मकथा में बाण ने आगे लिखा है- 

जब वे चौदह वर्ष के हुए तो पिता परलोक सिधार गए। माता पहले ही उन्हे 
छोड चली थीं। 

इस प्रकार असमय मे ही बाण के शिर से माता-पिता का साया उठ गया। उससे 
बाण को जीवन-धारा ही बदल गयी। अब वे सब तरह से आजाद थे। धीरे-धीरे 
जवानी आयी । जवानी को उमंगोँ ने उन्हे जहोँ चाहा, वहाँ लिया। अपने कुछ हमउम्र 
दोस्तों कं साथ वे घर से निकल पडे। वे देश-देश घूमते रहे । इसी बीच दोस्तों का साथ 
न जाने कब दछूटा। तब वे अकेले ही घूमते रहे । 

उन्होने अच्छे-वुरे सब तरह के दिन देखे। कई राजदरबारों मे गए। गुरुकुलो में 
रहे । बडे-बडे विद्वानों कौ संगत की । विद्या के लिए उनमें रुचि जगती ही रही । इस 
तरह अपने वर्षो के अनुभवो को बटोर कर एक दिन वे अपने घर लौट आये। 

घर पर आये उनको कु ही दिन हुए थे कि उन्हे एक पत्र मिला। पत्र राजा 
हर्षवद्धन कं भाई कृष्ण ने लिखा था। उसमे लिखा था कि "लोगों ने महाराज से तुम्हारी 
शिकायत कौ है इसलिए तुम्हे जल्दी ही महाराज को अपनी सफाई देनी चाहिए। ' बाण 
दरबार मे हाजिर हुए। उन्हे महाराज हर्ष के सामने पेश किया गया। महाराज ने 
लापरवाही से मुंह मोड लिया। कुछ खरी-छोटी भी सुनाई। बाण ने महाराज की बातों 
को बड़ धीरज से सुना। उन्होने महाराज को अपने ऊँचे वंश ओर विद्वान्‌ पुरखों के बारे 
मे बताया। अपनी विद्या का भी परिचय दिया। महाराज से उन्होने पिछले दिनों की बाते 
छोड नया जीवन विताने की बात भी कही । लेकिन महाराज हर्ष को वे खुश न कर पाये। 

नाण ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने रास्ते पर लौट आए। थोडे ही दिनों में 
महाराज को उनकी विद्या-बुद्धि का पता लगा। इधर महाराज के भाई कृष्ण ने भी बाण 














८८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


को बडी मदद की। बाण के बारे में महाराज हर्ष के मन में जो बुरी धारणा बन गयी 
थी, उन्होने उसे दूर किया। महाराज ने खुश होकर एक दिन बाण को अपने दरबार में 
बुलाया ओर अपने यहाँ रख लिया। उन्हं कविचक्रवतीं कौ सबसे बडी उपाधि से 
सम्मानित किया। 
राजदरवार मे रहने के कुछ समय बाद बाण अपने घर लौट आये । उनके भाई- 
बन्धुओं ने उनको खून आव-भगत कौ । उनसे राजदरबार की बातें पूछीं । महाराज हर्ष के 
बारे मे कथा सुनाने के लिए कहा । उन्हीं को बाण ने सबसे पहले हर्षचरित ' सुनाया। 
बाण कब हुए, उसके बारे में भी साफ है । वे महाराज हर्षवर्धन के राजकवि भे। 
अक्टूबर ६०६ ई. मे हर्ष राजगदी पर बैठे ओर ६४८ ईसवी में उनका स्वर्गवास हुआ। हर्ष 
के सम्बन्ध कौ ये तिथियाँ दानपरो ओर ताम्रपत्रों पर खुदी है । वे आज भी सुरक्षित हैँ । 
इसलिए बाण सातवीं शती के शुरू मेँ हुए, आज से लगभग बारह-तेरह सौ वर्ष पहले। 


बाण की पुस्तके 

जेसा कि पहले बताया गया है हर्षचरित ओर ' कादम्बरी" उनकी दो महान्‌ 
पुस्तके हँ । उनके नाम से * चण्डीशतक' ओर ' मुकुटताडितक' नाटक का भी उदछेख 
किया जाता हे । लेकिन उनके नाम को अमर बनाने वाली उनकी दो ही पुस्तक हैँ । 


हर्षचरित 


हर्षचरित ' बाण कौ पहली पुस्तक है । उसमे आठ उच्छवास दै । पहले के तीन 
उच्छवासों म बाण ने आत्महत्या लिखी है । आगे के पाँच उच्छवासों मेँ महाराज हर्ष 
ओर उनके पुरखोँ का वर्णन किया गया है । इसको लिखने का उनका यह उदेश्य मालूम 
होता है कि अपने ओर अपने आश्रय देने वाले महाराज हर्षं की कथा को एकसाथ 
लिखा जाय। "हर्षचरित ' की यह कथा उन्होने अपने भाई-बन्धुओं को सुनायी थी। 
इस पुस्तक के बारे मेँ यह कहा जाता है कि उसका हर्ष की कथा वाला अंश 
कुछ कमजोर है । उसमें हर्षं के जीवन-वृत्त की अपेक्षा उसके राजसी ठाट-बाट का 
अधिक वर्णन है। उसमे भी सच्ाई कम ओर प्रशंसा अधिक है । इस बारे मे यह भी 
कहा जाताहे कि बाण ने इस कथा को हर्षं को सुनाया था। बाण को जैसी आशा थी, 
उसके विपरीत हर्षं ने उसे उतना पसन्द नहीं किया। इसलिए उसका अन्तिम भाग 
कमजोर हो गया। उसको लिखने मे बाण को उतना उत्साह नहीं रहा। 
हर्षचरित" को बाण अधूरा ही लिख पाए थे। इसका कारण यह मालूम होता है 
कि हर्षं के मरने के बाद बाण भी उदासीन ह। गये। 
"हर्षचरित ' के बारे मेँ कुछ बातें जान ली जयँ- 
` हर्षचरित ' मे बाण ने अपनी ओर अपने आश्रय देने वाले महाराज हर्ष कौ 
जीवनी लिखी हे । संस्कृत के लिए यह नयी देन थी। इससे साहित्य मे उसका अधिक 
आदर होने लगा। इसके अलावा "हर्ष रेत ' मे ओर भी कई बातें देखने को मिलती है । 
उदाहरण के लिए इस देश का जीवन, धर्म, साहित्य, संस्कृति ओर कला की सुन्दर 











संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ८९ 


ञ्कियाँ उसमे देखने को मिलती है । इस महान्‌ राष्ट के पुराने गौरव का सही रूप 
उसमे लिखा हुआ है । सब लोगो को अपने ज्ञान ओर अपनी बुद्धि पर घमण्ड था। 

उस युगं के लोगों मे काव्य ओर कला के लिए अथाह प्रेम था। उस युग के 
समाज मे एेसी सभाएँ या गोष्ठियाँ थी, जिनमें काव्य, कला, संगौत, साहित्य, इतिहास 
ओर पुराण पर जमकर वार्तालाप होता था। कलाओं ओर शास्रं के सुनने मे लोगों को 
रुचि थी । 

वह युग धर्म, संस्कृति ओर आचार-विचारो में भी बहुत बढा-चदा था। उस 
युग का चित्र खीचते हुए बाण ने लिखा है, ' वे लोग धम कौ डोरी से मर्यादित थे। ज्यूठ 
ओर घमण्ड को पास नहीं फटकने देते थे। कपट, छल ओर शेखी बघारने को आदत 


उनमें नहीं थी। वे पापों से बचते थे। अपनी आदतों को निर्मल रखते थे । दूसरे कौ 


बुराई नहीं करते थे। वे सब पर दया करते थे। वे रसिक थे, बुद्धिमान थे, अनेक 
भाषाओं को जानते थे, ओर हास-परिहास के प्रेमी थे। उस समय विद्या के लिए, ज्ञान 
पाने के लिए लोगों मे बडी रुचि थी। नालन्दा, काशी, अवन्ती, मथुरा ओर तक्षशिला; 
ये उस युग के महान्‌ विद्या-केन्द्र थे। ये गुरुकुल धे। विश्वविद्यालयों कौ तरह भे। 
प्रत्येक शाख को पटने के लिए समय नियत किया गया था। एक शाख को पढ़ लेने के 
बाद उसके बरे मे सवाल-जवाब होते थे। उनमें सही साबित होने वाले छात्र को 
उपाधि दी जाती थी । यही उस युग की परीक्षा थी, इम्तहान था।' 

बाण लम्बे असे तक राजदरबार मेँ रहे थे। इसलिए राजदरवारों कौ छोटी-बडी 
बातों की उन्हं बारीक जानकारी थी। उन्होने वहोँ के वभव देखे थे। तारीफों के पुलिन्द 
बिछाने वाले खुशामदपसन्द लोगों का ठिठोलापन देखा था। ये सब बाते "हर्षचरित ' मे 
देखने को मिलती हें । 


कादम्बरी 

' कादम्बरी" बाण की ही नही, सारे संस्कृत साहित्य का कण्ठहार है । वह 
पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धं दो भागों मे है । उसका पहले का आधा हिस्सा लिखने के बाद 
बाण का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद का आधा हिस्सा उनके पुत्र भूषणभट ने 
लिखा था। 

ठेसा कहा जाता है कि "कादम्बरी" की कथा को बाण ने गुणाढ्य को 
"बृहत्कथा ' से लिया था। लेकिन उसको उन्होने अपने ही तरीके से संवारा-सुधारा। 
कथा इस प्रकार है- 

बहुत पुराने जमाने की बात है । उन दिनों विदिशा मे राजा शुद्रक राज्य करते थ। 
आजकल जिसे भिलसा कहा जाता है ओर जो मध्यप्रदेश में दै । उसे ही पुराने जमाने मे 
विदिशा नाम से कहा जाता था। उस राजा को एक चाण्डाल कन्या ने एक शुक (तोता) 
भेट किया। यह शुक बड़ा विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान था। उसे अपने पहले जन्म कौ कथा 
याद थी। इस कथा को एक बार जाबालि मुनि ने शुक को सुनाया था। उसी कथा को 
शुक ने राजा शूद्रक को सुनाया। यह कथा इस प्रकार है- 








7 कता 





९० संस्कृत साहित्य की कहानी 


उज्जैन में तारापीड नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम विलासवती 
था। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम चन्द्रापीड था। जब वह जवान हुआ तो एक 
दिन सारे देश के राजाओं को जीतने के लिए घर से सेना के साथ निकल पडा। इस 
तरह को लडाई को "दिग्विजय" कहा जाता हे । इस दिग्विजय मेँ राजकुमार चन्द्रापीड 
ने अपने मित्र शुकनाश को भी साथ ले लिया। एक बार राजकुमार चन्द्रापीड घूमते- 
घूमते अच्छोद नाम के एक सुन्दर तालाब पर जा पहुंचा । वहाँ राजकुमार ने एक सुन्दर 
खत्री को देखा। उसका नाम था महाश्वेता। वह गन्धर्वो की कन्या थी । वहाँ वह अपने 
प्रेमी को पाने के लिए वर्षो से तप कर रही थी। 

एक बार महाश्वेता ने पुण्डरीक नामक किसी तपस्वी को देखा। वह जवान 
ओर बहुत सुन्दर था। पुण्डरीक को भी महाश्वेता अच्छी लगी। वह महाश्वेता को 
इतना चाहने लगा कि उसको पाने से पहले ही उसके वियोग मे मर गया। इस पर 
महाश्वेता भी सब कुछ छोड कर तपस्विनी बन गयी । वह अपने पुण्डरीक को पाने के 
लिए अच्छोद सरोवर के किनारे समाधि लगा कर बैठ गयी। 

महाश्वेता कौ एक हम उग्र सहेली थी। उसका नाम था कादम्बरी । अपनी 
सहेली महाश्वेता के दुःख में वह भी दुःखी थी। उसने भी प्रण कर लिया था कि वह 
भी तब तक कुंवारी ही रहेगी जब तक महाश्वेता के मन की मुराद पूरी न होगी। 
महाश्वेता ने ही राजकुमार चन्द्रापीड को यह बात बतायी | 

महाश्वेता राजकुमार चन्द्रापीड को लेकर कादम्बरी के पास गई। दोनों ने 
उसको समञ्ञाया। राजकुमार को देखते ही वह उसको चाहने लगी। राजकुमार भी 
कादम्बरी पर रीञ्च गया। इसी बीच राजकुमार के घर उजैन से बुलावा आ गया। वह 
राजधानी लौट आया। सेना को वापस लाने का काम उसने अपने मित्र वैशम्पायन पर 
छोड दिया। 

बहुत समय बीत जाने पर भी वैशम्पायन वापस न आया। तब चन्द्रापीड उसकी 
खोज में फिर अच्छोद सरोवर गया। वहोँ महाश्वेता से राजकुमार को जो समाचार 
मिला वह बहुत बुरा था। हुआ यह कि महाश्वेता को देखते ही वैशम्पायन उसको 
चाहने लगा था। उसने महाश्वेता से विवाह करने के लिए कहा। महाश्वेता ने उसे 
बताया कि वह अपने प्रेमी को चुन चुकी है । महाश्वेता के बहुत समञ्चाने पर भी वह न 
माना। तब महाश्वेता ने उसे शाप दे दिया कि वह शुक योनि में जन्म ले। वह शुक बन 
गया। चन्द्रापीड का यह सुनना था कि अपने प्यरि मित्र के वियोग को वह सहन न कर 
सका। उसके भी प्राण निकल गए। 

इसी समय कादम्बरी भी वहाँ आयी । उसने देखा कि राजकुमार का प्राण निकल 
चुका है। वह भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गयी। ठीक इसी समय 
आकाशवाणी हुई । आकाशवाणी में कहा गया कि थोड़े ही समय में महाश्वेता ओर 
कादम्बरी दोनों अपने-अपने प्रेमियों को पाने मै सफल होगे । 

आगे को कथा मेँ शुक ने राजा शूद्रक से कहा-- हे राजा! जाबालि मनि से जब 
मैने आपके पहले जन्म की यह कथा सुनी तो महाश्वेता को पाने के लिए मेरा मन 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ९१ 


मचल पडा। मेँ वहाँ से उडा। लेकिन इस चाण्डाल कन्या ने पकड़ कर मुञ्चे पिंजरे में 
बन्द कर दिया । इससे अगे में कु नहीं जानता । 

इसके बाद चाण्डाल कन्या ने कथा को अगे बढाया। उसने राजा से कहा-- हे 
राजन्‌। मेँ वैशम्पायन कौ माता लक्ष्मी हूं। आप ही पूर्व जन्म में राजकुमार चन्द्रापीड थे। 
हम सब शाप से इन जन्मों मे आये। अब हम सबके शाप का समय पूरा हो गया हे । 
शूद्रक को भी अपने पहले जन्म कौ बातें याद हो आई । इधर उसके प्राण निकल गए 
ओर उधर चन्द्रापीड जीवित हो उठा। 

इस तरह वैशम्पायन तथा महाश्वेता ओर चन्द्रापीड तथा कादम्बरी का मिलन 
ह॒आ। वे सभी सुख से रहने लगे। 

इस आनन्द ओर खुशी में नाण ने कादम्बरी कौ कथा पूर्ण कौ। 

कादम्बरी की इस कथा मेँ तीन-तीन जन्मों का हाल बताया गया हे । विदिशा 
का राजा शूद्रक पूर्वं जन्म में चन्द्रापीड के नाम से हुआ। उससे भी पहले जन्म में वह 
चन्द्रमा था। उसको शाप मिला। वह चन्द्रलोक से गिर कर मनुष्यलोक मे आया। इसी 
तरह वैशम्पायन तोता अपने पूर्व जन्म में उज्ञेन के राजमन्त्री का पुत्र था। उससे भी 
पहले जन्म में अश्वकेतु के घर पुण्डरीक के नामसेपेदाहो चुका था। शापके ही 
कारण वह भी देवलोक से गिर कर मनुष्यलोक में पेदा हुआ। इसी तरह चाण्डाल 
कन्या अपने पूर्वं जन्म में वैशम्पायन कौ माता लक्ष्मी थी। उससे भी पहले जन्म में वह 
देवलोक की अप्सरा थी। वह भी शाप से गिर कर मनुष्यलोक में आयी । 

शुक की कथा पूरी होने के बाद सभी शाप से मुक्त हुए। 

' कादम्बरी ' की यह कहानी बड़ी रोचक ओर कुतूहल से भरी है। उसके सभी 
पात्रों का जीवन रहस्यों से भरा हुआ हे । रहस्यों का पिटारा पाठक को अन्त तक उसमें 
उलङ्ञाए रहता है । आशा ओर निराशा के द्ूलों में ्ूलता हुआ पाठक आगे-आगे कौ 
घटनाओं को जानने के लिए आतुर बना रहता है । बाण के कथा-कोौशल की यह सबसे 
बडी विशेषता हे । 


बाण क्छी कविता 

बाण की इन दोनों पुस्तकों से हमें कई तरह कौ नयी जानकारियां मिलती ह । 
उनमें पहली बात तो यह मालूम होती है कि उस समय कविता के बरि में लोगों के क्या 
विचार थे। एेसा मालुम होता है कि कविता को लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था। जो 
चाहे वही कविता लिख सकता था। बाण ने लिखा है कि एेसे कवि विरले ही देखने को 
मिलते है जो सही मानो मे कविता लिखते हों । आज तो घर-घर मे एेसे कवियों का 
बोल-बाला है जो बाल की खाल उतारने को ही कविता मानते हँ । मनमाने ठंग से 
कविता करने वाले एसे ' कुकवियों की भरमार ही चारो ओर देखने को मिलती हे ।' 

बाण ने कविता के नये आदर्श को जनता के सामने रखा। उन्होने कविता में 
नये निर्माण की बातों पर बल दिया। उन्होने "हर्षचरित ' मे कविता के पच गुणों 
का वर्णन किया- 





= 
न न 





९२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेगोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः; । 
विकटाक्षरवन्धशच कृत्सरमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ (हर्ष ८) 
बाण ने उस कविता कौ प्रशंसा कौ, जो पठने ओर सुनाने वाले के मन को 
अच्छी लगे। उसमें नये अर्थो कौ कल्पना हो। 
उन्होने गद्य काव्य के तरीकों या शेलियों को भी नया रूप दिया। कथा में 
उन्होने दो तरह के आवश्यक गुण बताए। एक तो यह कि कथा एेसी हो जो सबकी 
समञ्च मे आ सके । दूसरे में जिन शब्दों ओर अक्षरों में वह लिखी जाय वे मधुर हों 
सुनने में अच्छे लगे । उन्होने लिखा, 'एेसी कथा, जो सरलता से समञ्च मे आ सके, 
सुन्दर लगे ओर सही अर्थं को बताने वाली हो, उस आरामदेह शय्या की तरह है जिस 
पर सुख से सोया जा सकता है ।' 
बाण कौ कविता कौ अपनी अलग विशेषता है। किसी बात को वे तब तक 
कहते है, जब तक कि उसके बारे में कुछ कहने को बाकी न बच जाय । उनकी शैली 
को यह बहुत बड़ी विशेषता है । भाषा के वे जादूगर हैँ । भाषा उनके इशारों पर नाचती 
हुईं जान पडती है । इसलिए उनकी भाषा को उनके बाद के कवियों ने ' संसार का मन 
मोहने वाली ' कहा है । 
बाण सही मानो मे महान्‌ लेखक थे। प्रतिभा उनको जन्म से ही मिली थी । एेसी 
प्रतिभा, जिसमे वे संसार कौ हर चीज आइने की तरह सामने देख सकते हैँ । वे मनुष्य 
के मन कौ बात को जैसा-का-तैसा कलम कौ नोक पर उतार सकते थे। उन्होने 
कादम्बरी" में एक जगह कहा है, “कवि का मन जब कविता करना चाहता है तन 
उसमे समुद्र कौ तरह हिलोलें या तरंगे उठती है । ठेसी हालत मेँ संसार की कोई भी 
चीज उससे ओञ्ञल नहीं रह पाती। सब बातों को वह अपनी कल्पना से, अपनी कलम 
से उतार देता है ।' 
संस्कृत के लिए उनकी यह नयी देन थी। बाण के बाद जितने भी अच्छे कवि 
एवं गद्यकार हुए उन सब ने बाण कौ शैली को अपना आदर्श बनाया । इसीलिए बाण 
को अपने युग का सबसे बड़ा कवि ओर गद्यकार कहा जाता है । 
बाण की पुस्तकों से उनके घुमन्तु स्वभाव का भी परिचय मिलता है । वे समाज 
के सभी वर्गो के बीच रहे। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक गये । उन्होने गँव-गँव 
का भ्रमण किया। वे घनघोर जंगलो मे रहे। राजमहल में रहे । बड़े-बड़े लोगों की 
संगति कौ। सभी बातों की अच्छाइ्यों का उन्होने वर्णन किया है। वनगाँव के 
निवासियों ओर विन्ध्याटवी कौ सुन्दरता का उन्होंने जो वर्णन किया है वह बेजोड़ है । 
विन्ध्याटवी का वर्णन करते हए बाण ने लिखा है- 
कुछ ही दिनों कौ व्याही बन कुक्कुटी अपने कोटर में बैठी थी) गौरिय्या 
चुडकलो को उड्ते समय चंच का शोर मचा रही थी। चकोर अपनी चकोर को 
चोच से चुग्गा दे रहा था। हंडना नाम का पक्षी निडर होकर पक्रे पीलुओं के फल खा 
रहे थे।! 


वाककयााााााताककः क वक ्् क 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ९३ 


बाण के ये वर्णन बडे सजीव ओर मार्मिक है । उसका कारण यह हे कि उन्होने 
जो कुछ कहा, उसको अपनी आंखों से देखा ओर महसूस किया। अपने भुक्तभोगी 
जीवन का एक बड़ा ही सुन्दर चित्र उन्होने उतारा है । वह आज के जौवन पर्‌ भी उतना 
ही लागू होता है। राज्य की चाकरी का काम कितना कठिन होता है, इसके बारे में 
उन्होने लिखा है- 

“नौकर की अपनी इत कुछ नहीं होती । भला उसके पापों की भी कोई गिनती 
हे । उसे सुधारने का क्या उपाय हो सकता है ? वह शन्ति के लिए कहाँ जाय । उसके 
जीवन की क्या गिनती 2 यह चाकरी घोर दलदल की तरह है, जो उसको नरक में 
धकेल देती है। उसकी कुण्डली में पडे लुरे ग्रह उसे इस परेशानी में फैकते ह । उसने 
पूर्वं जन्म मेँ जो पाप किए हैँ वे ही उसको इस नौकरी के फन्दे मे फोसते हँ । जरूर 
उसने बुरे काम किये जो राजदरबारोँ की नौकरी का विचार अपने मन मे लाता हे। 
उसकी हालत ठीक वैसी ही होती है, जिसकी इन्द्रिया तो ठप हो गयी है, लेकिन मन 
मेँ तरह-तरह के एेशो-आराम करने की ्ूठी साध भरी हुई हे ।' 

संस्कृत साहित्य मेँ जिस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने एक युग को जन्म दिया। जैसे 
कालिदास ने संस्कृत को नयी वाणी ओर नया रूप दिया, वैसे हौ बाण ने भी संस्कृत 
भाषा के नाम को चमकाया। अपने युग के वे अकेले कवि थे। उन्होने जो कुछ लिखा 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती । संस्कृत साहित्य में उन्हे गद्य का पिता कहा जाता 
है । उनके पहले ओर बाद मे कई लेखक हए। उन्होने गद्य कौ कई पुस्तक भी लिखीं। 
लेकिन बाण ने जो गद्य लिखा वह से संस्कृत साहित्य कौ एक सुन्दर थाती ह । 


श्रीहर्षं ओर उनका युग 

जीवनी ओर समय 

संस्कृत के महाकवियों की परम्परा मे महाकवि श्रीहर्ष का नाम बड़े आदर से 
याद किया जाता दै । जहाँ तक उनकी जीवनी का सम्बन्ध है, उनके नारे में भी बहुत 
कम जानकारी मिलती है। अपने पिता का श्रीहीर ओर माता का मामहदेवी नाम उन्होने 
खुद ही बताया है । उनके पिता अच्छे कवि ओर उससे भी बढ़कर दर्शन के पण्डित थे। 
कन्नौज के गहडवाल वंश के राजा विजयचन्द राठौर के वे राजपण्डित थ। 

श्रीहर्ष के बरे मे कई दन्तकथाँ समाज में प्रचलित दै । एक दन्तकथा मे बताया 
जाता है कि मिथिला के विद्वान्‌ उदयनाचार्य के साथ श्रीहर्ष के पिता का शाखार्थं हुआ 
था। उदयनाचार्य अपने समय के सबसे बडे विद्वानों मे गिने जाते थे। इस शाखार्थं मं 
श्रीहीर हार गए थे। अपनी इस हार से उनको इतना सदमा पहुंचा कि वे अधिक दिनों 
तक जीवित न रह सके। मरते समय अपने पुत्र श्रीहर्ष से वे यह कहते हुए कि वह 
उनका बदला जरूर चुकाए। 

पिता की इस अन्तिम इच्छा को पूरा करने के लिए श्रीहर्षं ने. परिश्रमपूर्वक 
अध्ययन किया। कई तरह के शाखं को पठने के बाद उन्होने सोचा कि देवी का 





-- न्न 


। 
| 
। 
| 
| 





९४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


वरदान प्राप्त करना चाहिए। वे गंगाजी के किनारे गये। वहाँ उन्होने " चिन्तामणि" का 
जप करके देवी को खुश करना चाहा। वे तन-मन से जप में लीन हो गए। अन्ततः एक 
दिन देवी प्रकट हुई । देवी ने उनको अपराजेय पण्डित होने का वरदान दिया। अपराजेय 
माने जिसको कोई न हरा सके। 
अन श्रीहर्षं को क्या चाहिए था। वे सीधे कन्नौज के राजा विजयचन्द की 
राजसभा में गये । वहां उन्होने अपनी कविताएँ सुनाई। वे जब कविता सुनाते तो उनके 
मुख से शब्द एेसे ही इरने लगते जैसे घनघोर मेघ बरस रहा हो। सरस्वती जैसे स्वयं 
ही उनके मुख में आकर बेठ गयी हँ । सुनते ही लोग ठगे से रह गये। लेकिन श्रीहर्ष 
को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उनसे लोगों ने कहा कि उनकी कविता किसी के भी पल 
नहीं पड़ रही है । वे फिर वापस गंगातट पर आए। वहाँ उन्होने फिर देवी को बुलाया। 
देवी ने उनसे कहा-- 'आधीरात मेँ शिर को भिगोओ ओर दही खाओ। तब तुम्हारी 
कविता को लोग समञ्च पायेगे। उससे तुम्हारी कठिन वाणी सरल हो जायगी ।' 
श्रीहर्ष ने वैसा ही किया। तब वे फिर राजा विजयचन्द के दरबार में गये। 
उन्होने वहाँ अपनी कविता सुनाई । अन लोग उसको समञ्लने लगे थे। सभी ने उसकी 
सराहना कौ । 
अब उन्होने अपने पिता को हराने वाले विद्वान्‌ उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ के 
लिए ललकारा। दोनों में भारी शस््रार्थ हुआ। अन्ततः उदयनाचार्य को श्रीहर्ष का लोहा 
मानना पड़ा। इस तरह श्रीहर्षं ने अपने पिता कौ अन्तिम इच्छा पूर्णं कौ। 
यह दन्तकथा कहां तक सच्ची है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर 
कहा जा सकता है कि श्रीहर्ष ने जो विद्या-बुद्धि पायी थी वह बहुत ऊँची थी। उसका 
कोई मुकाबला न था। 
श्रीहर्षं के बारे मेँ एक दन्तकथा ओर सुनी जाती है । 
इस दन्तकथा मेँ कहा गया है कि अपने महाकाव्य कौ परीक्षा के लिए उन्हे 
काश्मीर जाना पड़ा था। उस समय काश्मीर विद्वानों का केन्द्र था। शायद तब यह भी 
प्रचलन था कि वही पुस्तक लोक में आदर कौ वस्तु समञ्च जायगी, जिस पर काश्मीर के 
विद्वानों कौ स्वीकृति की मुहर हो। इसके अलावा काश्मीर को सरस्वती की निवास- 
भूमि माना जाता था। हरेक अच्छे ग्रन्थ पर सरस्वती अपना आशीष देती थीं। लेकिन 
श्रीहर्षं के महाकाव्य पर सरस्वती नाराज हो गयीं । उन्होने उसे स्वीकार नहीं किया। 
उसका कारण था। सरस्वती को कुमारी कहा जाता है । शाखं मे उन्हं "शाश्वत कुमारी ' 
कहा गया है । लेकिन श्रीहर्ष ने उनको विष्णु भगवान्‌ कौ पत्री लिखा था। श्रीहर्ष ने फिर 
सरस्वती को अनुनय-विनय की । वे मान गयीं । उस पर उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी। 
एेसा भी कहा जाता है कि अपने इस महाकाव्य को श्रीहर्ष ने मम्मर को 
दिखाया था। मम्मट काश्मीर के ही थे। वे श्रीहर्ष के मामा लगते थे। मम्मर संस्कृत के 
बहुत बड़े आचार्यं माने जाते हैँ । उनके " काव्यप्रकाश" का नडा आदर है। श्रीहर्षं के 
महाकाव्य को देखकर मम्मट नै कहा, "यह तो दोषों का पिटारा है। मुञ्चे पहले मिल 
जाता तौ काव्य के दोषों को खोजने के लिए मुञ्े दूसरी पुस्तकों को न देखना पडता।' 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग ९५ 


इस कहावत कौ सच्वाई पर विश्वास नहीं .किया जा सकता। एेसा मालूम होता 
है कि श्रीहर्षं की कविता से ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने इस बात को उड़ा दिया। तभी से 
लोगों में यह बात फैल गयी । श्रीहर्ष के महाकाव्य में दोष तो है लेकिन इतने नही, 
जितना कि ऊपर कौ कहानी में कहा गया हे। 

ऊपर बताया गया है कि श्रीहर्ष कन्नौज के राजा विजयचन्द्र ओर उनके पुत्र राजा 
जयचन्द के राजकवि थे। ये वही जयचन्द हैँ, जिन्हे ' देशद्रोही ' के नाम से कहा जाता 
हे । इनकी लड़की संयोगिता को पृथ्वीराज उड़ा कर ले गया था। राजा जयचन्द पर जो 
देशद्रोह तथा धोखेबाजी का कलंक लगाया गया है उनमें से बहुत-सी बाते अब जुटी 
साबित हो चुकी हैँ । लेकिन इतनी बात जरूर है कि चरित्र का वह ऊँचा नहीं था। मरते 
दम तक वह अपनी सैकड़ों बदियों के बीच मौज में डूबा रहा । कन्नौज की ऊंची थाती 
को उसने गिराया। 

कन्नौज के राजा विजयचन्द राठौर ओर जयचन्द राठौर कौ राजसभा में श्रीहर्ष 
का बडा आदर था। राजा जयचन्द से उनका लम्बा साथ रहा। उन्हीं कौ प्रेरणा से 
श्रीहर्ष ने अपना महाकाव्य लिखा। जब श्रीहर्ष राजसभा में आते तो राजा जयचन्द उन्हें 
अपने हाथों से आसन ओर पान के दो बीडे दिया करते थे। जयचन्द के वे राजकवि ही 
नहीं, सचिव एवं सलाहकार भी थे। जयचन्द जब कननौज से काशी चले गये तो श्रीहर्षं 
भी वहीं जाकर रहने लगे । वहीं उनका अन्तकाल हुआ। 

कन्नौज पर इन दोनों पिता-पुत्रौ का राज्य ११५६-११९६ तक रहा हे । अतः 
श्रीहर्षं का समय बारहवीं शती के मध्य, आज से लगभग साढे-आठ सौ वर्षं पहले 
माना जाता हे। 

श्रीहर्ष की जीवनी ओर समय के बारे मे इतनी ही बाते जानने को मिलती ह| 


श्रीहर्षं की पुस्तके 

श्रीहर्षं ने कितनी पुस्तके लिखी, इसका ठीक-दीक पता नहीं चलता। उन्होने 
अपनी लिखी हुई आठ पुस्तकों का नाम स्वयं गिनाया है। लेकिन उनमें से दोही 
मिलती हँ । उनके नाम है-- १. खण्डनखण्डखाद्य ओर २. नैषधचरित । 

इनमे से पहली पुस्तक दर्शन की है। उसे वेदान्तदर्शन का अच्छा ग्रन्थ माना 
जाता हे । उनकी दूसरी पुस्तक के बारे मेँ कु विस्तार से जान लेना चाहिए । 


नैषधचरित 

श्रीहर्षं के नाम को जिस पुस्तक ने अमर बनाया उसको ' नैषधचरित कहा जाता 
हे। उनकी सभी रचनाओं मेँ इसी का सबसे बड़ा नाम है । इस महाकाव्य में नाईस सर्ग 
हे । इस महाकाव्य में निषध देश के राजा नल ओर विदर्भ (बरार) देश के राजा भीम 
कौ पुत्री दमयन्ती की कथा कही गयी हेै। 

भारवि ओर माघ की तरह श्रीहर्ष ने भी अपने महाकाव्य के लिए ` महाभारत ' 
से कथा ली। लेकिन इस सीधी-सादी एवं नीरस कथा को उन्होने सरस ओर उपयोगी 
बना दिया। कथा इस प्रकार कही गयी है- 





| 
| 





९६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


एक बार राजा नल जंगल में शिकार खेल रहे थे। एकाएक उनके बाण से एक 
हंस घायल होकर गिर पड़ा । वह हंस एक अनोखा जीव साबित हुआ। उसने राजा नल 
को अपनी आपबीती सुनानी शुरू कर दी। उसने दमयन्ती नाम की एक कन्या के बारे 
मे भी नल को बताया। उसके रूप ओर गुणों का बखान किया। राजा नल ने उसकी 
छोड दिया। उसे दमयन्ती से अकेले में बातचीत करने के लिए भेज दिया। हंस 
दमयन्ती के पास गया। एक दिन ठीक मौका देखकर उसने दप्र्थन्ती से राजा नल के 
गुणों ओर रूप का नखान किया। राजा नल के बल ओर प्रताप का भी वर्णन किया। 
यह सुनते ही दमयन्ती राजा नल से मिलने के लिए आकुल हो उठी। 
इधर दमयन्ती को अनोखी सुन्दरता की बातें सुनकर देवताओं का मन भी मचल 
उठा। देवता भी उसको चाहने लगे। इन्द्र, वरुण, यम ओर अग्नि चारों ने राजा नल को 
अपना दूत बनाकर दमयन्ती को रिङ्ाने के लिए महल में भेजा । देवताओं के प्रताप से 
उसको कोई न देख पाया। उसने दमयन्ती को देवताओं का सन्देश दिया। उनके रूप, 
गुण ओर वैभव का लोभ दिलाया। लेकिन दमयन्ती के मन मे नलकेप्रमकीजोलौ 
लगी थी उसके आगे देवताओं का सारा वैभव भी फीका पड गया। 
अपने लिए दमयन्ती के मन में इस अथाह प्रेम को जानकर नल से न रहा गया। 
उसने अपना सही रूप जाहिर कर दिया। दमयन्ती को क्या चाहिए था। उसके मन की 
मुराद पूरी हो गयी । 
उसके बाद राजा भीम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचता है। उसमें सारे देश के 
राजा शामिल हए। इन्द्र, वरुण, यम ओर अग्नि भी वहोँ पहुंचे। लेकिन वे अपने 
असली वेश में नहीं थे। उन तीनों ने नल काही रूप धारण किया हुआ था। यह 
इसलिए कि दमयन्ती असली नल को न पहचान सके। 
जब स्वयंवर के लिए सभी राजा कतार से बेठे तो स्वयं भगवती सरस्वती एक- 
एक के गुणों ओर वंशो का परिचय देने लगीं । दमयन्ती सुनती रही ओर आगे बढती 
रही । जब असली नल कौ बारी आई तो भगवती सरस्वती ने उसका परिचय छिपाकर 
इस तरह दिया कि सुनने वाले न समञ्च सके । लेकिन दमयन्ती समञ्च गयी । उसने 
असली नल के गले में वरमाला पहना दी। देवता उसकी पतिभक्ति पर खुश हुए । दोनों 
का विवाह हुआ। देवताओं ने दोनों को आशीशें दीं। 
विवाह होने के बाद दमयन्ती के आहार-व्यवहारों की बाते बताई गयी है । एक 
गृहिणी को कैसे रहना चाहिए्‌। इसका वर्णन किया गया है। 
इसी के साथ ही कथा पूरी हौ जाती है । 


श्रीहर्षं की कविता 

श्रीहर्षं के पहाकाव्य कौ कथा पढ़ लेने के बाद उनकी कविता के बरे मे भी 
दो- चार बातें जान लेनी जरूरी है । पहले हम उन बातों को जान लै जो उन्होने अपनी 
कविताके बरे मे खुद ही कही हैँ। उन्होने लिखा है, "मैने जो कविता की है, वह 
पदे-लिखे लोगों के लिए है । मामूली लोग उसको अपना या न अपना, इसकी मुञ्चे 





संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग ९७ 


परवाह नहीं । मुञ्चे सन्तोष है कि पटे लिखे लोग मेरी कविता का पूरा रस लेते हे ।' 

अगर हम श्रीहर्ष के इन विचारों की भास, कालिदास ओर भवभूति आदि के 
विचारों से तुलना करते हैँ तो दोनों मे हमें बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है । 
अन्तर इस माने मे कि जहाँ कालिदास आदि ने अपनी कविता जनता के लिए लिखी, 
वहाँ श्रीहर्ष ने अपनी कविता कुक इने-गिने लोगो के लिए ही लिखी। 

एेसा मालूम होता है कि कविता को अब पण्ट्िताई ओर बड़प्पन का जामा 
पहनाया जाने लगा था। इसलिए कवि लोग अपनी कविता को कठिन बनाने लग गये 
थे | उसे सीधे-सादे तरीके से नही, उलञ्चा कर पेश किया जाने लगा था। उस पर एेसी 
गोठ बोधी जाने लगी थीं, जिनको सुलञ्ञाना सबके बस कौ त नहीं थी। अपनी 
कविता के बारे मेँ एक जगह श्रीहर्ष ने लिखा है- 

कोई भी वह आदमी जिसे पण्डिताई का घमण्ड हो, मेरी कविता को समञ्ने 
की कोशिश न करे। एेसा करने पर उसे असफलता ही हाथ लगेगी । मैने जान-नूञ्च कर 
उसमें गोठि लगा दी हे । इन गंठों को खोलने के लिए किसी काव्य गुरु के पास जाना 
होगा। तभी मेरी कविता के रस को पाया जा सकता हे ।' 

श्रीहर्ष को अपनी कविताई पर बड़ा घमण्ड था। वे अपने आपको भी कुक कम 
न समञ्जते थे। अपनी पण्डिताई के बरे में उन्होने लिखा है- ' ताम्बूलद्यमासनं च 
लभते यः कान्यकुन्जेश्वरात्‌।' (२२-१५३) 

(मुञ्चे कन्नौज के महाराज स्वंय अपने हाथों से दो पान ओर आसन देते हँ । मेने 
ब्रह्म का आनन्द भी पा लिया है। मेरी कविता मे मिठास है। मेने एेसी बातें कही है, 
जिनको सुनकर मेरे विरोधी भाग खडे होते हैँ ।) 

अपने मुख अपनी बड़ाई उन्होंने यहाँ तक कर डाली है, "मे एेसा समुद्र हूं 
जिसने अमृत आदि चौदह रल पैदा किये हैँ । लेकिन दूसरे कवि, वे तो दो-चार दिन में 
सूख जाने वाली नदियों कौ तरह हे। 

श्रीहर्षं को कविता को पद्‌ कर साफ जाहिर होता है कि उनके युग में कविता 
की परिस्थितियों एकदम बदल गयी थीं । अब कविता को एक तरह का रियाज समज्ञा 
जाने लगा था। उसमें तड़क-भडक पसन्द कौ जाने लगी थी। अब कविता जनता के 
लिए न होकर कुछ खास लोगों के लिए हो गयी थी। इस तरह हमें लगता है कि 
श्रीहर्ष के युग में संस्कृत कविता जनता से अलग होती जा रही थी। 

जैसा कि उन्होने कहा, "उनकी कविता का आनन्द लेने के लिए दो बातें जरूरी 
है । एक तो यह कि उनकी कविता को समञ्चन से पहले संसार की बहुत-सी बातों को 
जान लेना जरूरी है । उनकी कविता को पटने वाला खुद जवान होना चाहिए ओर उसे 
जवानी को बातों कौ जानकारी होनी चाहिए। दूसरी शर्तं यह है कि वह पढा-लिखा 
होना चाहिए ओर कविता के सभी पक्षों का जानकार भी ।' 

उनकी कविता को पटने पर उनकी ये बातें सही उतरती है । एेसा जान पडता है 
कि उन्होने कविता कम ओर अपनी पण्डिताई अधिक बघारी है। उनकी कविता में 
विलासिता, रंगरेलियां हैँ । शृंगार की अति है। उनको अनूठी बाते कहने में ज्यादा 











९८ संस्कृत साहित्य को कहानी 


दिलचस्पी है। वे अपनी पण्डिताई से अपने पाठकों को चोका देना चाहते हैँ । 

एेसा मालूम होता हे कि कालिदास के बाद कविता में एक नया परिवर्तन आ 
गया था। जो असली बात कहनी होती थी उसके बारे मे कम, लेकिन इधर-उधर की 
बातों को कहने में ज्यादा रुचि ली जाने लगी थी । श्रीहर्ष के ' नैषध-चरित' की कथा से 
यह बात स्पष्ट होती है। कालिदास ने हरएक बात को साफ ओर सीधे कहा है। 
लेकिन श्रीहर्ष ने अधिकतर बातों को उलञ्चा कर ओर घुमाकर कहा हे। 

उनके महाकाव्य ' नैषधचरित" के कुक वर्णन अवश्य ही सुन्दर हैँ । खासकर 
जर्हो-जहं उन्होने करुण रस की कविता की है । उदाहरण के लिए, हंस का प्रसंग 
पटने लायक हैँ । नल ने हंस को पकड लिया। नल के हाथों से छुटकारा पाने का कोई 
उपाय न देखकर हंस अपनी करुण कथा का बखान इन शब्दो मे करता है- 

मदेकयुत्रा जननी जराठुरा 
नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दय- 
नहो विधे त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥ (१-१३५) 

(अपनी मौ का मैं एकलोता बेया हूँ मेरी माँ बूढी हो चुकी है। मेरीस्त्रीने 
कभी-अभी पुत्र को जन्म दिया है । वह बडी भली ओर दयावान हे। उन दोनों का मँ 
ही एकमात्र आसरा ह । मुज्ञ जैसे विपदाओं से धिरे ओर दया के पात्र को सताते हुए, हे 
राजा, क्या तेरा दिल करुणा से टूक-टूक नहीं हो रहा है ?) 

इस महाकाव्य को पठने से एेसा जान पडता है कि श्रीहर्ष के समय कविता का 
तरीका ही बदल गया था। समाज मे एक वर्ग था, जो कविता को अपनी विलास की 
सामग्री समञ्चने लगा था। उस युग कौ सामान्य जनता से यह वर्ग अलग था। इस वर्ग 
मे राजा, रईस, सामन्त ओर बड़े-बड़े ठाकुर सम्मिलित थे। राजाओं ओर रईसों के यहाँ 
विलास में डूबी हुई दासियां इस प्रकार कौ कविता सुनने की इच्छा रखती थां । 
राजमहलों मे बन्दी राजकुमारि्यों कविता के विनोद से अपने दिलों कौ प्यास को 
लुञ्ञाती थीं । 

इस प्रकार कविता अब सामान्य जनता से अलग होकर राजाओं ओर रईसों के 
विनोद को सामग्री नन गयी थी। 

श्रीहर्षं के युग मँ ओर उसके बाद लिखे गये काव्यो मे यही बात देखने को 
मिलती है । संस्कृत कौ कविता को जो रास्ता श्रीहर्ष ने दिखाया, आगे के कवियों न 
उसी को अपनाया । इस तरह इतिहास में श्रीहर्ष के बाद का युग संस्कृत का अपकर्ष 
युग कहा जाता हे । 


करुणा के कवि भवभूति ओर उनका युग 


जीवनी ओर समय 


संस्कृत-साहित्य मं भवभूति का नाम अमर है। कालिदास की ही तरह भवभूति 
भी इस देश कौ जनता के सबसे प्यारे नाटककार एवं कवि रहे हैँ । उनको जनता ने 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग ९९ 


इतना आदर ओर प्यार क्यों दिया, इसका वर्णन बाद में किया जायगा । वे कहां ओर 
कब पैदा हुए, पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए । 

अपनी पुस्तकों में भवभूति ने कुछ बातें अपने बारे में कहीं है । उनसे मालूम 
होता है कि वे विदर्भं के पद्मपुरं नामक स्थान मेँ पैदा हुए थे। आजकल जिसे बरार 
कहा जाता है, उसे ही पहले विदर्भं कहा जाता था। भवभूति उडुम्बर ब्राह्मण थे। 
पद्मपुर के पास महारष्टरीय ब्राह्मणों के कुछ घर आज भी हैँ । वे अपने को भवभूति के 
वंशज बताते हैँ । उन्होने लिखा है कि उनके पुरखे वेदों को जानने वाले ओर धर्म-कर्म 
के मानने वाले थे। उनके पिता का नाम नीलकण्ठ ओर उनकी माता का नाम जतुकणी 
था। उनके पितामह या बाबा का नाम गोपाल भट था। उनके पांचवें पुरखे का नाम 
महाकवि था। 

अपने गुरु का नाम उन्होने ज्ञाननिधि बताया हे । कुमारिलभट का ही दूसरा नाम 
ज्ञाननिधि था। कुमारिलभटू मीमांसा दर्शन के जाने-माने विद्वान्‌ थे। संस्कृत साहित्य मे 
उनका बहुत बड़ा नाम है। 

भवभूति के बचपन का नाम श्रीकण्ठ था। भवभूति नाम उनको बाद में दिया 
गया। उनकी कविता पर मोहित होकर काव्य-प्रेमियों ने उनको यह नाम दिया । उनका 
एक नाम उम्बेक भी है । यह नाम उनको उनके गुर ज्ञाननिधि ने दिया था। 

इस तरह उनके इन तीनों नामों मेँ उनके जीवन के तीन अध्याय चछ्िपि ह| 
श्रीकण्ठ भट माता-पिता द्वारा दी गयी उनकौ बचपन कौ यादगार हैँ । भवभूति उनके 
कवि कौ सौगात है, जब वे जवान थे। उम्बेक उनके बुद़ापे के दिनों की सुधि हे, जब 
वे कविता को छोडकर दर्शन के गहन विषयों पर विचार कर रहे थे। 

उनकी पुस्तकों से हमें यह भी मालुम होता है कि वे शिव के भक्त थे। उनके 
नाटक उजैन में भगवान्‌ कालप्रियनाथ (शिव) के सामने खेले गए ॒थे। उनको 
शिवभक्ति के कारण ही एेसा हुआ था। कालप्रिय को कुछ विद्वान्‌ कालयी का 
सूर्यमन्दिर भी मानते हे । 

अपने बारे में उन्होने इतनी ही बात बतायी हैँ । इनके अलावा कुछ वाते उनके 
नाटकों को पढकर भी मालुम होती हैँ । उनकी चर्चा आगे उनकी कविता में कौ गयी है । 

वे कब हुए ओर उनका जीवन कैसे बीता, इस सम्बन्ध में उन्होने कुछ नहीं 
लिखा। इस बरे मेँ कल्हण पण्डित ने एक बात कही है । कल्हण संस्कृत के सबसे बड़े 
इतिहास-लेखक हुए । उनके इतिहास का नाम है ' राजतरंगिणी ' । अपनी "राजतरंगिणी' 
मे उन्होने लिखा है " कन्नौज के राजा यशोवर्मा के यहाँ दो कवि रहा करते थे। उनके 
नाम थे- भवभूति ओर वाक्पतिराज।' कल्हण ने आगे लिखा है कि काश्मीर के राजा 
ललितादित्य मुक्तापीड ओर कन्नौज के राजा यशोवर्मा मे लडाई हुई थी। उसमे 
यशोवर्मा हार गया था। 

इस आधार पर हम भवभूति के समय को निकाल सकते हँ । कन्नौज पर राजा 
यशोवर्मा ने ७३३ ईसवी तक राज्य किया। इसलिए भवभूति को सातवीं शती के अन्त 
मे या आठवीं शती के शुरू मे माना जा सकता है। आज से लगभग बारह सौ या सादे 
बारह सौ वर्षं पहले। 








कतक क े 


(र --- 


| 
1 1 


| 
| 
| 





१०० संस्कृत साहित्य को कहानी 


भवभूति की रचनां 

भवभूति का नाम जिन पुस्तकों से अमर है उनकी संख्या तीन है। वे तीनों 
नाटक हैँ। उनके नाम है- १. मालती-माधव, २. महावीर-चरित ओर ३.उत्तर 
रामचरित । इसी क्रम से तीनों नारको की कथा नीचे दी जा रही है। 


मालती माधव 
मालती माधव ' भवभूति का पहला नाटक हे । इसमें दस अंक हैँ । इस नाटक में 
भवभूति ने मालती ओर माधव कौ प्रेमकथा कही हे । यह कथा उन्होने लोक से ली। 
लेकिन उसको अपने तरीके से समाज के आगे नये रूप में पेश किया है। कथा इस 
प्रकार हे। 
भूरिवसु ओर देवरात नाम के दो मित्र थे। बचपन मेँ वे दोनों एकसाथ पढा 
करते थे। एक दिन मजाक ही मजाक में वे गहरी प्रतिज्ञा कर बेठे। उन्होने एक-दूसरे 
को वचन दिया कि उनके जो पहले लडकी-लड्के होगे उनका वे आपस में विवाह 
कर देगे। 
दोनों की पढाई पूरी हुई । दोनों गुरुभाई अपने-अपने घरों को चले गये। कुछ 
समय बाद दोनों के विवाह हुए। दोनों ने अपना-अपना घर संभाला । कुक वर्ष बीतने 
पर दोनों के घर दो सन्तानो ने जन्म लिया। भूरिवसु के यहाँ कन्या पैदा हुई । देवरात के 
यहाँ पुत्र । दोनों मित्रों कौ मुराद पूरी हुई । अनजाने मे को गयी प्रतिज्ञा उन्हे सफल होती 
दिखाई दी । कन्या का नाम रखा गया मालती ओर लड़के का माधव । 
मालती ओर माधव दोनों ने रूप भी खून पाया । हर देखने वालों कौ नजर एक 
बार उन पर टिक जाती थीं। बालक से वे दोनों जवान हुए। उनका व्याह होने ही वाला 
था कि बीच में एक दुर्घटना घटी । 
मालती का पिता भूरिवसु पद्मावती के राजा का महामन्त्री था। उसी राजा का 
एक मन्त्री ओर था। उसका नाम था नन्दन। नाते मेँ वह राजा का साला लगता था। 
नन्दन बड़ा चालाक था। अपनी चापलूसी से राजा को वह खुश किये रहता था। राजा 
भी उसको नातो को सुनता ओर मानता था। महामन्त्री भूरिवसु की जवान ओर सुन्दर 
कन्या मालती पर उसकी ओखि लगी हुई थीं। 
एक दिन अच्छा मौका देखकर राजा से उसने अपनी मन की बात बतायी । राजा 
ने वही बात भूरिवसु से कटही। भूरिवसु के सामने कठिन समस्या पैदा हो गयी अब 
उसके सामने दो बाते थीं । एक तो अपनी प्रतिज्ञा की ओर दूसरी अपनी नौकरी की । 
एसे संकट के समय कामन्दकी ने उसकी मदद की । | 
कामन्दको एक पटी-लिखी चतुर खरी थी। उसने बौद्धधर्म अपना लिया था । बह 
भिक्षुणी का जीवन बिता रही थी । वह भी बचपन में उसी गुरु के यहाँ पदी थी जहाँ कि 
देवरात ओर भूरिवसु ने पठा था। इसलिए भूरिवसु कौ वह गुरु-बहन थी । उससे पहले 
कौ काफौ जान-पहचान थी। गुरु कौ पाठशाला मेँ की गयी भूरिवसु ओर देवरात की 
प्रतिज्ञा कौ बात को वह जानती थी। उसने इस काम को अपने जिम्मे लिया। 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग १०१ 


इस तरह मालती ओर माधव कौ यह कहानी टूटते-पफूटते बच गयी । उसने नया 
मोड़ लिया। 

इधर मालती ओर माधव के बरे में भी कुछ जान लेना जरूरी है । इन दोनों को 
यह बात मालूम न थी कि उनके पिताओं ने उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में यह 
फैसला कर दिया था। इसलिए वे दोनों एक-दूसरे से अनजान थे। 

भिक्षुणी कामन्दकी ने सबसे पहले एक-दूसरे कौ पहचान करानी चाही । साथ 
ही उनसे उनके विवाह की बात भी बतानी चाही । उसने मालती ओर माधव के पास 
अपनी एक दासी भेजी ओर उनको असल बात बता दी। अब तो मालती हर समय 
माधव को देखने के लिए बेचैन रहने लगी । माधव की भी यही हालत हो गयी । 

अब कामन्दकी का रास्ता साफ था। उसको काम बनाने का पूरा विश्वास हो 
गया था। वह सोच रही थी कि अब दोनों को केसे मिलाया जाय । उसने इस समस्या 
काभी हल दृढ लिया। पास ही के गव में देवता का एक मन्दिर था। ग्रामदेवता के 
उस मन्दिर में कामन्दको ने माधव को पहले ही छिपाकर रख दिया था। माधव को 
उसने कुछ बातें भी समञ्ञा दी थीं। 

इधर मालती को फुसला कर वह देवी के दर्शन के लिए उसी मन्दिर में ले 
गयी । उसके साथ उसकी सखी लवंगिका भी थी। मन्दिर की एकान्त जगह देख 
मालती ने अपनी सखी से अपने मन की सारी बातें उगल दीं। वह माधव के वियोग में 
रोने लगी। उसको रोती छोड लवंगिका चुपके से वहाँ से खिसक गयी । उसने इशारा 
किया। माधव उस जगह आकर चुपके से बैठ गया। सखी को पास ही बैठे जान 
वियोग में भूली मालती उसके गले से लिपट गयी । उसी बेसुधी में उसे अपने मन का 
हाल भी कह सुनाया । उसी हालत में उसने अपने गले की माला उतारी ओर प्यार में 
अपनी सखी के गले में पहना दी। 

इतना हो जाने के बाद मालती को कुछ सुध आई । उसने ओंखे खोली तो अपने 
सामने माधव को बेठा पाया। वह बहुत शर्माई। इतने में ही कामन्दकी भी वहं आ 
गयी । उसने दोनों को एक-दूसरे के बारे मे बताया। उसके बाद वह दोनों को चुपचाप 
अपने मठ मेँ ले गयी । वहाँ उसने दोनों का विवाह करा दिया। फिर वह मालती को 
दुलहन के रूप मं सुन्दर सजाकर्‌ माधव के घर छोड आई। 

असली कहानी इतनी ही है । लेकिन अभी एक मजेदार बात ओर है। वह बात 
हि नन्दन कौ। 

नन्दन कौ एक बहन थी । उसका नाम था मदयन्तिका । वह मकरन्द को चाहती 
थी । मकरन्द माधव का घनिष मित्र था। 

इस बात को यही छोडकर हम कहानी के उस भाग को पकडते है, जहां पर 
राजा ने नन्दन का विवाह मालती के साथ तय करने के लिए भूरिवसु को राजी कर 
लिया था। विवाह का दिन तय हो गया। उस दिन पर दोनों का विवाह हो भी गया 
अपनी नई-नवेली दुलहिन को लेकर नन्दन अपने घर चला गया। 














१०२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


घर में आई अपनी भाभी को देखने के लिए नन्दन की बहन मदयन्तिका उसके 
पास आई । उसने दुलहन का घूँंघट उठाया । घंघट के भीतर उसने जो देखा उससे वह 
अवाक्‌ रह गई । वह तो मकरन्द था जिसे वह चाहती थी, जिससे मिलने के लिए वह 
आतुर थी । यह काम किया था कामन्दको कौ ने। 

" अन्धे, तुञ्चको क्या चाहिए" दोनों प्रेमियों को मनचाही मुराद मिल गई। 
दोनों जल्दी ही वहो से भाग निकले । उन्होने भी विवाह कर लिया। बीच में मारा गया 
बेचारा नन्दन । 

इस तरह “मालती माधव' कौ कहानी के सभी छोर एक जगह आकर मिल 
गये । यहीं पर कहानी पूरी हो जाती है । 


महावीरचरित 
"महावीर चरित" भवभूति का दूसरा नाटक है । उसमें सात अंक हैँ । इस नाटक 
मे राम की वीरता की कहानी है। राम का विवाह, राम का वनवास, सीता का हरण 
ओर राम का राज्याभिषेक-रामायण की कथा का आधा हिस्सा। यही इस नारक की 
कथा है । कथा इस प्रकार कही गयी है- 
विश्वामित्र नाम के एक ऋषि थे। उन्होने एक बड़ा यज्ञ किया। लेकिन जंगल 
में राक्षसों के कारण यज्ञ में बाधा न आवे, इस बात पर उनका ध्यान गया। वे यज्ञ की 
देख-रेख के लिए महाराज दशरथ से राम-लक्ष्मण को मँगने अयोध्या गये । ऋषि का 
आदेश था। राजा का भी धर्मं था। महाराज दशरथ मन मारे रह गये। अपने सुकुमार 
दोनों बालकों को उन्हँ देना ही पडा। विश्वामित्र उनको साथ लेकर लौर आये । 
यज्ञ क्या था, जंगल मं मंगल था। एक-से-एक बदृकर विदान्‌, बडे-बडे ऋषि- 
मुनि ओर तमाम राजा लोग उसमे सम्मिलित होने आए थे। जनकपुरी से भी महाराज 
कुशध्वज आये थे। वे जनक महाराज के छोटे भाई थे। वे सीता ओर उर्मिला को भी साथ 
लाये थे । वहीं उन दोनों बहनों ने पहले-पहल राम ओर लक्ष्मण को देखा । 
रावण को इन सारी बातों का पहले ही से पता था। इसी बीच रावण का एक 
दूत विश्वामित्र मुनि के आश्रम मेँ आया। लंका के राजा रावण ने उसको सीता की 
मंगनी का सन्देश देकर भेजा था। दूत अपनी बात बता ही रहा था कि एक भारी 
चिघाड से सारा आश्रम कोप उठा। वह चिघाड ताडका कौ थी। 
वह विकराल रूप बनाये, आकाश से ओंधी की तरह आश्रम पर टूट पड़ी । यज्ञ 
मे किसी प्रकार बाधा न हो, ऋषि विश्वमित्र ने राम को इशारा किया। राम ने उसको 
मार गिराया। 
उसके बाद राम ने शिव का धनुष तोड़ा। राम की वीरता की पूरी परीक्षा हो 
गयी । वहीं पर राम से सीता का विवाह हो गया। 
आश्रम कौ ये सारी बातें रावण के दूत ने जाकर रावण को बतायीं । 
रावण का एक मन्त्री था- माल्यवान। वह बड़ा चतुर था। उसने राम के विरुद्ध 
परशुराम को उकसाया। परशुराम बड़ क्रोधी ब्राह्मण थे। क्षत्रियो से तो उनका बडा वैर 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग १०३ 


था । उन्होने इक्तीस बार क्षत्रियो का नाश किया था। वह आगववूला होकर मिथिला गये। 
, वँ राम के साथ उनका विवाद हुआ ओर वह अपनी पराजय स्वीकार कर लौट गये। 

तब मन्त्री माल्यवान ने दूसरी चाल चली। उसकी एक बहन थी-शूर्पणखा। 
माल्यवान, ने उसको रानी कैकेई की नौकरानी मन्थरा कौ जाली पोशाक पहनाई, 
जिससे वह मन्थरा जैसी ही दीखने लगी । केकेकी महाराज दशरथ की रानी थी । उनको 
दो रनियाँ ओर थीं--कौशल्या ओर सुमित्रा। मन्थरा के वेश में शूर्पणखा राम के पास 
गयी। राम को उसने एक पत्र दिया। पत्र कैकेई की ओर से लिखा गया धा। उसमे 
बहुत बुरी खबर थी। उसमे लिखा था, "महाराज की रजामन्दी से राम को चौदह बरस 
का वनवास ओर भरत को राजगदी।' बहुत पहले जब अकेले में राक्षसो कौ सेना ने 
महाराज दशरथ पर धावा बोल दिया था तब मदद करने के बदले दशरथ महारज ने 
कैकेड को दो वर दिये थे। इन्दं दो वरों कौ बात इस पत्र मे लिखी हुईं थी। 

राम ने माता कैकेई का पत्र पढा। माता की आज्ञा थी, पिता की स्वीकृति थी। 
उसको टालने की बात ही नहीं उठती। वे वनवास की तैयारी मे लगे। सीता ओर 
लक्ष्मण ने भी साथ चलने की हठ ठान ली। उन दोनों को साथ लेकर राम चौदह बरस 
के वनवास को चल दिये। 

माल्यवान की चाल सफल हो गयी । लेकिन अभी भी रावण के मन को मुराद 
पूरी नहीं हुईं थी । राक्षसो के द्वारा वह राम को वन मेँ अनेक कष्ट देता रहा । राजा रावण 
ने एक दिन छल करके अकेली सीता का हरण भी कर लिया। जब राम-लक्ष्मण वापस 
आए तो सीताजी को कुरिया मेँ न पाकर दोनों भाई दुःखी हुए। 

रावण ने सीता को ले जाकर अपनी अशोक वाटिका मे रखा । सीताजी पहले ही 
दुःखी थीं। रावण उनको तरह-तरह कौ दूसरी यातना देने लगा। रावण की खत्री 
मन्दोदरी ने उसे बहुत समञ्ञाया। लेकिन उसने एक न सुनी । इस मामले को लेकर 
अपने भाई विभीषण को भी उसने घर से निकाल दिया। 

लेकिन अधर्म, अत्याचार कौ भी एक सीमा होती है। एक न एक दिन उसका 
फल जरूर मिलता है । इसी बीच रावण की सोने की लंका मे आग की लपटे धधकने 
लगीं। यह बदला लिया हनुमान ने । हनुमान बडे वीर भे। वायु देवता उनके पिता ओर 
अंजनी उनकी माता थी। 

रावण की लंका आग की लपयों मे धधक रही थी। इतने मेँ राम भी वहां आ 
पट्च । उनके साथ बन्दयो को भारी सेना भी ी। 

राम-रावण की घमासान लडाई हुई । रावण मारा गया। इस लडाई में वानरो को 
सेना ने राम की बडी मदद की। रावण के मारे जाने से लंका की राजगदी खाली हो 
गयी । उस पर राम ने रावण के भाई विभीषण को बैठा दिया। 

इस बीच वनवास के चौदह बरस बीत चले थे। राम, लक्ष्मण ओर सीता सहित 
अयोध्या लौट आये । वहाँ जनता ने अपने प्यारे राजा का बड़ा स्वागत किया । कुक दिन 
बाद उन्हे अयोध्या की राजगदी पर बैठा दिया गया। 

“महावीरचरित' को यही कहानी है । 








क ० क. 
ज "नये - ~ 
~ य ~ गक = 


भक 





| 
| 
| 
| 


१०४ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


उत्तररामचरित 
` उत्तररामचरित' भवभूति का तीसरा नाक हे। इसमें सात अंक है । इसमें राम 
के जीवन की आगे की कहानी कही गयी है। 
राम के राजगदी पर बेठने के कुछ दिन बाद ऋषि ऋष्यशंग ने बारह वर्ष का 
एक यज्ञ किया । उसमें शामिल होने के लिए राम की तीनों माता्ँ वशिष्ठ ऋषि के साथ 
चली गयीं । इधर राज्याभिषेक के लिए आये महाराज जनक भी अपनी राजधानी को 
लोर आये। 
पिता के विरोह से सीताजी का मन उदास हो उठा। उनके बहलाव के लिए 
राम ने अपने वनवासी जीवन के चित्र दिखाये। अपने परे चौदह वर्ष के वनवास की 
कहानी को राम ने चित्रो में तैयार करवाया था। इन चित्रं को देखकर सीताजी को 
पुरानी बातें याद हो आयीं । गंगाजी का चित्र देखते ही उनकी इच्छा उसमें नहाने की 
हई । उन्होने राम से कहा। राम ने उनकी बात मान ली। दूसरे दिन लक्ष्मण के साथ 
सीता का वन जाना तय हो गया। उसके बाद सीताजी चैन से सो गयीं। 
लेकिन इसी बीच एक अनहोनी घटना घटी । राम का एक दूत उनके पासं 
आया। राम ने ही उसको अपनी प्रजा का समाचार जानने के लिए भेजा था। वह दूत 
बुरा समाचार लेकर लौटा था। प्रजा को सीता पर शक था। वह रावण के घर रह आयी 
हे। प्रजा का कहना था कि सीता राजरानी होने के योग्य नहीं है । इस बुरी खबर को 
लाने वाले दूत का नाम था दुर्मुख । दुर्मुख, याने कुबोल बोलने वाला। 
रामने सुना तो जैसे उन पर वञ्र गिर पड़ा। वे बेहोश हो गए। सीता के पवित्र 
जीवन को उन्होने नजदीक से देखा था। उसे भली-भांति परखा था। वे जानते थे कि 
रावण के घर से लाने के बाद उन्होने सीता कौ अग्नि-परीक्षा ली थी। लेकिन आज 
उनको इस बात पर कौन यकीन करे ? वे इसका सवृूत कैसे पेश करें ? 
राम के सामने अपने इक्ष्वाकु वंश का ऊँचा आदर्श मौजुद था। उनके वंश कौ 
यह पुरानी रीति रही है-- प्रजा की शिक्षा, प्रजा की रक्षा ओर प्रजा कौ सेवा। प्राणों को 
जोखिम मे डाल कर उन्होने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया था। राम जानते थे कि 
उनकी सीता पवित्र है । उनको यह भी मालुम था कि वह माँ बनने वाली हे। माता 
धरती ओर अग्नि देवता सीता के पवित्र जीवन के सबूत मौजूद थे। लेकिन प्रजा मे 
फैली हुई इस अफवाह को वे अपने मुख से कैसे दूर करे 2 
अपना सबकुछ भूल कर प्रजा कौ इच्छा को परा करने की बात उनके सामने 
थी। वे सीता को बहुत मानते थे लेकिन प्रजा के राजा भी थे। इसलिए राजा राम को 
अपनी प्रजा कौ बात रखनी पड़ी थी। अपना कर्तव्य-पालन करना था। भवभूति ने 
उनके मुख से यह बात कहलाई भी है- 
लोक कौ खुशी के लिए, प्रजा के सन्तोष के लिए मँ सभी कुक कर सकता 
हू । ओर बातों कौ तो गिनती ही क्या। अगर सीता भी मुञ्चे छोडनी पड़ी तो मेँ वह भी 
करूगा।' उन्हँ क्या पता था कि एक दिन यह परीक्षा कौ घड़ी उनके सामने आयेगी। 








च "नोनि 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्षं युग १०५ 


सुबह हुई । सीता को लेकर लक्ष्मण वन कौ ओर चल पड़े। सीता को गंगाजी में 
नहाने की खुशी । लेकिन लक्ष्मण के मन में वेदना, दुःख का अम्बार। अपनी निर्दोष 
भाभी, जो कि मोँ बनने वाली थी, लक्ष्मण उनको असहाय, बेघर-बार जंगल मे छोड़ 
आये । सीता को यह बात लग गयी । अपने पति कौ इस निर्दयता को वे सहन न कर 
सकीं। वे गंगाजी में कूद पड़ीं । गंगाजी ने पवित्र सीता को अपनी गोद में ले लिया। 

वहीं सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। धरती ने उसको माता का धर्म निभाया। 
गंगाजी ने उसके पुत्रों की रक्षा कौ । वन देविर्योँ उसकी सखी बनीं । पुत्रों के पैदा होने 
के साथ ही सीता के अच्छे दिन फिर लौट आये। 

गंगाजी उन दो बालकों सहित सीताजी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम कौ ओरले 
गयीं । महामुनि ने देखा कि "एक अजीब नारी उनकी ओर चली आ रही है । एेसी अजीब 
नारी जो सरस्वती को तरह सुन्दर, पीली सरसों के फूलों जैसी, दुबली-पतली, शरद ऋतु 
की धूप से मुरञ्ञाई केतकी को कली के समान, वेदना ओर करुणा कौ मूर्ति! 

इस नारी-मूर्ति को देखकर वाल्मीकि ऋषि का मन भर आया। उन्होने सीता को 
सहारा दिया। उसे आशीष दीं । उसकी कहानी परछी । उसका ओर उसके पुत्रों का भार 
अपने ऊपर लिया। वाल्मीकि मुनि ने दोनों बालकों का नाम रखा लव ओर कुश। 
उन्होने ही दोनों बालकों को पटठाना-लिखाना शुरु किया। 

कुक समय बाद अयोध्या मे राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ रचा। उसमे एक घोड़ा 
छोडा गया। उस घोडे कौ रखवाली का काम लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतुं को सोपा गया। 
उसके साथ बडी भारी सेना भी लगा दी गयी। 

ठीक इसी समय ऋषि ऋष्यशंग आश्रम से राम की तीनों माता ओर जनक 
महाराज भी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आये। उन्हें सीता ओर लव-कुश के बारे में 
कुछ पता नहीं था। लव-कुश के नारे मेँ उनकी बातें हो ही रही थीं कि आश्रमम 
एकाएक कोलाहल मच गया । राम के अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको लव ने 
पकड़ लिया था। चन्द्रकेतुं घोडे को छोड देने के लिए कह रहा था। लेकिन लव 
उसको देने के लिए तेयार न था। दोनों में लडाई ठन गयी। 

दोनों के बीच घमासान लडाई हुई । एक ओर से आग उगलने वाले अख छोड 
जारहे थे तो दूसरी ओर से पानी बरसाने वाले अखरों का प्रयोग हो रहा था। इस 
घमासान लडाई कौ सूचना राम को मिली । वे भागे-भागे वहाँ आये। उन्होने पहले लव 
को ओर फिर कुश को गले लगाया। लेकिन अभी तक उन्हें मालुम नहीं था किवे 
किसके लड़के हें । 

भवभूति के इस नाटक के अन्तिम सातवें अंक में ऊपर कही गयी सारी कथा 
एक नाटक में खेली जाती है। यह नाटक गंगाजी के तर पर खेला जाता है। उसको 
देखने के लिए सब लोग इकद्े होते हैँ । नाटक मेँ सीता की असली कहानी को देखकर 
सन लोग उसको सिर ञ्जुकाते हैँ । उसकी पवित्रता कौ प्रशंसा करते हैँ । ऋषि ऊपर से 
फूल बरसाते हैँ । वाल्मीकि मुनि लव-कुश का परिचय देते हैँ । दोनों बालकों को राम 
ओर दूसरे लोगों से मिलाते हैँ । इस तरह भवभूति के इस “उत्तररामचरित' को कथा 
हंसी-खुशी मे जाकर पुरी होती है । 











7 क्रा = = 





१०६. संस्कृत साहित्य की कहानी 


भवभूति को कविता 
भवभूति के नारको को पदढकर उनकी कविता के बरे में कई वाते हमारे सामने 
आती हे । पहली बात तो यह कि प्रकृति से उन्हें बडा प्यार था। गोदावरी नदी के तर 
का उन्होने बड़ा सुन्दर वर्णन किया हे । उन्होने लिखा है कि वहाँ के पेड-पोधे, पशु- 
पक्षी राम के संगी-साथी हो गये थे, जहाँ कि राम ने अपने वनवास के दिन बिताये 
थे । उस पंचवटी से तो हमें आज भी प्यार है । 
ओर वाल्मीकि ऋषि का मेहमानों से सदाबहार रहने वाला वह आश्रम । जहां 
एक ओर तो हाल ही में व्याही मृगीभात का ताजा-ताजा मंड पी रही है। घीसे सने 
भात को महक, छोके गये बेर के फलों कौ तरकारी से महकता हआ वह तपोवन 
उसको देखने के लिए मन मचल उटठाता है। 
संस्कृत मे भवभूति को करुणा का कवि कहा जाता है। उनकी कविता को 
सुनकर मनुष्यों कौ तो बात ही क्या, पत्थरों के भी ओंसू बहने लगे, वज्र का दिल तक 
टूक-टूक हो गया । 
भवभूति को यह करुणा आदिकवि वाल्मीकि से मिली थी। वाल्मीकि मुनि ने 
राम को कहानी लिखी । लेकिन राम के जीवन के उस मर्म भाग को वाल्मीकि मुनिने 
भी खोलकर नहीं लिखा जिसे भवभूति ने लिखा । राम के जीवन का वह मर्म अंश था 
करुणा ओर विछोह से भरा हुआ। 
वह दुखिया सीता । हरसिगार के फूल-सी सुन्दर जही की कली जैसी कोमल, 
जिसके लिए जंगल के पशु-पक्षी रोये। पेड-पौधों ने ओस्‌ बहाए। यहोँ तक कि स्वयं 
कवि तक रो पड़े। संसार कौ बुराइयों ओर इंइरों से दूर रहने वाले वाल्मीकि ऋषि 
की भी आंखि भर आई। 
भवभूति कौ कविता कौ एक विशेषता ओर है । वे कविता मे अपने किसी भी 
पात्र का चित्र उतारना खूब जानते थे । उनकौ कविता को पढ़कर उनके पात्रँ के स्वरूप 
हमारे सामने नाचने लगते हँ । सीता के करुण रूप का चित्र खींचते हुए उन्होने लिखा हे 
करुणस्य मूर्विरथवा श्ररीरिणी 
विरहव्यथैव वनमेति जानकी / (उ० ३-४) 
(वह करुणा को जीती-जागती तस्वीर हो, या दुःख अथवा वेदना ने खुद ही 
रूप धारण कर लिया हो ।) 
बेचारे बृ जनक ! लड़को के शोक ने जिनका मन वेध दिया था, सूखे पेड की 
तरह हड्यों का टचा लिये हुए दुःख कौ मूर्तिं बन गये! एक तो कठिन तप से कृश 
शरीर, उस पर भी बुढापा ओर फिर इस दशा में सन्तान का शोक! एेसा शोक, जिसने 
ओंखों के ओंसुओं तक को सुखा दिया। 
ओर राम। 
उनकी हालत तो ओर भी बदतर थी। दिल के अधपके फोडे को जैसे किसी 
अनादी ने बड़ी बेरहमी से कुरेद दिया हो, सीता के विछछोह मेँ राम इसी प्रकार 





भ न 
क ए च ^ कक 


संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग १०७ 


तिलमिला गये। जैसे किसी हरे-भरे वन के पेड-पौधे, घास-पात जल कर राख हो 
गये, राम का जीवन सीता के बिना वैसा ही सूना हो गया। 

भवभूति ने राम के बि में एक जगह लिखा हे-- 

दलति हदयं शोकोद्रेगाद्द्रिधा तु न भिद्यते 

वहति किकलः कायो मोहं न मुक्ति चेतनाम्‌ । 

ज्वलयति तनूमन्तदहिः करोति न भस्मसात्‌ 

प्रहरति विधिर्मगच्छिदी कृन्तति जीवितम्‌ ॥ (उ० २-३१) 

(सीता के शोक में राम का दिल फट जाना चाहता है, फिर भी उसके दो टुकड़ 
नहीं हो पाते। व्याकुल शरीर बेहोश हो रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल पाते। सीता के 
विह की जो आग दिल मेँ धधक रही है वह शरीर को जलाती तो हे, लेकिन 
एकदम राख नहीं कर देती। वह निर्दयी विधाता राम के मर्म पर चोट तो कर रहा है, 
लेकिन उनके जीवन का अन्त नहीं कर पाता।) 

भवभूति की कविता मे कुक बाते एेसी भी दै, जिनका हमारे जीवन से गहरा 
सम्बन्ध है । ये बातें हमारे लिए बडी उपयोगी हैँ । उन्होने एक जगह लिखा है-- 

“कोई भी आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता। उसकी अच्छाइ्याँ ओर बुराइयों 
उसको बड़ा ओर छोटा बनाती हैँ । ये जात-पाँत की बातें तो बाद कौ हँ । उनके कारण 
न तो कोई ऊँचा है ओर न नीचा। बड़ा ओर ऊँचा वही है, जिसके विचार अच्छे हे, 
जिसमें गुणों का निवास है ।' 

उन्होने लिखा है, "हमेशा सबके साथ अच्छा बरताव करना चाहिए। बुरे लोगों 
की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बुरे लोगों कौ तो यह आदत ही है कि वे अच्छी 
बातों में भी बुराई निकाल कर रख देते हे ।' 

"मनुष्य को अच्छा साथ बड़ भाग्य से मिलता हे । अच्छे लोगों को हर जगह 
इनत होती है। उग्र मे भले ही वे छोटे हो, इससे क्या होता है । जो लोग अपने से बड़े 
हँ उनका उपहास नहीं करना चाहिए । बृदे लोग तीर्थो कौ तरह पवित्र होते हे । 

इस तरह भवभूति की कही हुई ये बते अमृत कौ घुट हे । जीवन को अमर 
बनाने के लिए उनको व्यवहार मे लाना चाहिए । 

भवभूति की कविता के नर में उन्हीं के मुख से कुछ बाते जानने को मिलती है । 

ठेसा मालूम होता है पहले-पहले उन्हे अपनी कविता के लिए निराश होना पड़ा 
था। समाज ने उनके नाटकों को नहीं अपनाया, उनका आदर-सम्मान नहीं किया, बल्कि 
कुछ लोगों ने तो उनकी कविता की खिली तक उड़ाई । अपने उत्तररामचरित" मे इसीलिए 
उन्हे लिखना पडा, "लोगों की बदनामी से बचना कठिन है । कुछ छोटे लोगो को तो यह 
आदत ही हो गयी है । अच्छी चीज मेँ भी वे दोष निकाल कर रख देते हँ 

समाज के इन चुगलखोरों को सुनाने के लिए उनको अपने "मालतीमाधव! 
नाटक में कहना पडा, "मेरा यह नाटक उन मूर्खो के लिए नहीं हे, जो मेरी खिह्ली 
उडते है । समय अनन्त है ओर धरती असीमित। कभी न कभी, किसी न किसी जगह 








न क 


| 





१०८ संस्कृत साहित्य की कहानी 


मेरी तरह कोई पेदा होगा। वह अवश्य ही मेरी कविता का मूल्य ओंकिगा।' 
उनके नाटकों से हमें एक बात ओर जानने को मिलती है । एेसा मालूम होता है 
कि भवभूति का नयो से बड़ा हेलमेल था। नारक मण्डलियों से भी उनका परिचय था। 
कुछ असम्भव नहीं कि इस तरह को नारक मण्डलियों मे उन्होने खुद भी हिस्सा लिया 
हो । यह इसलिए भी सम्भव जान पडता है कि उन्होने अपने नाटक रंगमंच या स्टेज पर 
खेलने के लिए लिखे थे। उजैन के महाकाल महादेव के उत्सव पर उनके नारको को 
खेला भी गया था। यह बात उन्होने स्वयं ही बतायी हे । 
जब तक भवभूति नये थे तब तक उनके नाटकों को समाज ने भले ही न 
अपनाया हो । कुछ ओके लोगों ने उनकी खिह्ली भी उडाई हो । लेकिन बाद में उनकी 
पुस्तकों को खूब अपनाया ओर सराहा गया। 
भवभूति ने अपने बारे में जो कुछ कहा वह बहुत कम हे । उनके नाटकों को 
पटठकर उनके नारे मे जो थोडी-सी बातें मालूम होती हैँ उनकी भी चर्चा कौ जा चुकी 
हे । इसके अलावा उनके बाद के कवियों ने उनकौ जो प्रशंसा को है वह भी पटने 
लायक है। उससे भवभूति कौ कविता कौ कई बाते सामने आती हैँ । भवभूति कौ 
महानताओं का पता चलता है। साहित्य में उनको कितना आदर-सम्मान दिया गया 
इसकी जानकारी होती है। 
संस्कृत के एक बहुत बडे कवि ओर आचार्य हुए हैँ राजशेखर । उन्होने लिखा 
है, " सबसे पहले इस धरती पर वाल्मीकि कवि हुए। उनका अवतार भतृमेण्ठ हुआ। 
भर्ूमिण्ठ ने ही फिर भवभूति के रूप में जन्म लिया। वही भवभूति अब मेँ पैदा 
हुआ हू ।' 
वाक्पतिराज नाम से एक दूसरे कवि हुए। इन्हे भवभूति का शिष्य या साथी 
बताया जाता है । उन्होने भवनूति की प्रशंसा करते हुए लिखा है- 
भकवभ्रूति जलनिधितिर्गतकाव्यामृतरसकणा इव स्फरन्ति 
यस्य विश्ेका अद्यापि विकटेषु कथारिवोशेवु ॥ 
(गउडवहो, पद्य सं० ७९९ संस्कृतानुवाद) 
( वह कवि धन्य हुआ। उसकी कविता को तो समुद्र कहना चाहिए, जिसके 
काव्यरूपी समुद्र मेँ कवितारूपी कण आज भी तैर रहे हैँ ।) 
धनपाल नाम का एक कवि हुआ दसवीं शती मे । उसने 'तिलकमंजरी' में 
लिखा है कि “भवभूति कोई ेसे-वैसे नाटककार नहीं थे। उनकी जिह्वा पर तो जैसे 
सरस्वती आकर बैठ गयी थीं। वही सरस्वती उनके नाटकों मे उतरी है ।' इसी तरह 
अपनी “ आर्यासप्तशती ' मेँ गोवर्धनाचार्य ने लिखा है, ' भवभूति की वाणी तो हिमालय 
कौ पुत्री पार्वती है। भला एेसा न हुआ होता तो वह पत्थरों तक को कैसे रुला देती ? 
ओर सोडढल्ठ नाम के एक कवि ने अपनी “उदयसुन्दरी कथा" मे लिखा है कि, 
' भवभूति धन्य हैँ । उनके आगे दूसरों की कविता ठहरने ही नहीं पाती । भला एेसा क्यों 
न हो, सरस्वती उनके बसमें जो हो गयी थीं ।' 








संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष युग १०९ 
ये बातें हमें नताती हैँ कि भवभूति की कविता को बड़ा लोक-सम्मान प्रात हंआ। 
भवभूति को कविता सिद्ध हो चुकी थी । सरस्वती उनके कण्ठ मे आकर बैठ 

गयी थीं । इसलिए उन्होने जो कुक लिखा वह सुन्दर ही सुन्दर था। जो कवि महान्‌ 
होते है, अमर होते हैँ, जिनकी कविता हर एक युग के लोगों को प्रेरणा देती है, 
भवभूति उन्दी मे से थे। “उत्तररामचरित ' में उन्होने एक जगह लिखा है, महान्‌ कवि 
कविता करने के लिए समय नहीं देखते । उन्हे पहले से सोचना-विचारना नहीं पड़ता। 
उनके मुख से जो निकल गया वही सुन्दर कविता हो जाती है । सनको भाने लगती हेै। 
अर्थं उनकी कविता के पीछे-पीकछे भागता है । वे अर्थं के पीछे नहीं चलते ।' 
भवभूति भाषा के बड़े अच्छे जानकार थे। उनकी कविता में बालको, बृ, 

जवानों की भाषा के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैँ। लव-कुश कौ भाषा मे 
हे बालकों कौ कोमलता देखने को मिलती है । राम, सीता तथा लक्ष्मण कौ भाषा मे 
हमें जवानी का उत्साह ओर आशा के भाव देखने को मिलते हैं । वाल्मीकि ओर जनक 


जैसे वृढे लोगों की भाषा मे समञ्दारी, सीख ओर गम्भीरता देखने को मिलती ह । 
< 4 तरह भाषा के गठन मे भी भवभूति न बड़ी सूञ्ञ-वूञ्च से काम लिया । इन्हीं 


सन बातों के कारण 
वे जनता के प्रिय कवि 


किया जाता हे। 
1) 


रण उनकी कविता सभी युगो में जनता कौ जबान पर जगह तरा सको । 
वि बन सके। जैसे सैकड़ों वर्षो पहले वैसे आज भी उनको याद 








| 
| 
| 





६ 
संस्कृत की नीति-क थां ओर लोक-कथाें 


संस्कृत कौ अब तक की कहानी में वेदों ओर वैदिक साहित्य के बाद 
"रामायण, ' महाभारत' ओर ‹ वृहत्कथा' के बारे में पढा। संस्कृत साहित्य को आगे 
बढाने में इन तीनों पुस्तकों का कितना योगदान रहा, इसके विषय में पटा । उसके बाद 
हमने संस्कृत साहित्य के मुख्य सन्देश कौ बातें पदीं । आदिकवि वाल्मीकि ओर 
महामुनि वेदव्यास ने कविता को जो धारा बहाई थी, भास, कालिदास, बाण ओर 
भवभूति आदि कवियों ने उसको कैसे आगे बढाया, यह भी हम पीछे पट चुके हैँ । 

अब तक को इस कहानी में हमने काव्य, महाकाव्य, नारक ओर गद्यकाव्य के 
बारे में मुख्य रूप से पढ़ा । उसके बाद यह कहानी नीति-कथाओं ओर लोक-कथाओं 
के जरिये आगे बदी। कथाओं कौ यह थाती हमें ' वृहत्कथा' से मिली । लेकिन वे 
लोक-मनोरंजन एवं जनता के विनोद तक ही सीमित रही । उनको शिक्षा ओर ज्ञानार्जन 
का जरिया बनाया ' पंचतन्त्र' ओर ' हितोपदेश! ने। कोमलमति बालकों को कम-से- 
कम समय में लोक-व्यवहारो में निपुण बना देना ही इन दोनों पुस्तकों की कथाओं का 
ध्येय रहा है । यही उनकी विशेषता है । 

कथाओं के लोक-विनोद्‌ के पक्ष को भी नहीं भुलाया गया। उसको ताजा किया 
कथासरित्सागर ' ने । ' वृहत्कथा' जो कि न जाने कब काल के बवण्डर मे खो गयी, 
"कथासरित्सागर" के जरिए ही फिर से प्रकाश में आयी । 

संस्कृत साहित्य में इन तीनों पुस्तकों कौ प्रेरणा से अगे भी कथाएँ लिखी गयीं । 
उनको परम्परा आगे भी उसी रूप मेँ ननी रही । बालकों की शिक्षा ओर लोक-रंजन के 
लिए आज भी उनको वही लोकप्रियता है, जो सैकड़ों वर्षो पहले थी। संस्कृत की इस 
कहानी मेँ आगे इन्हीं तीन कथा-पुस्तकों के बरि मे कहा गया है । 


नीति-कथा्ं 

संस्कृत साहित्य मेँ कथाओं की परम्परा बहुत प्राचीन है । संस्कृत की ये कथां 
कई युगो ओर लोगों के जरिये आगे बढती रहीं । बहुत समय तक वे मौखिक बोली 
जाती रहीं । बाद में उनको पुस्तकों मे लिखा गया। ये कहानियाँ संस्कृत मेँ ही नहीं, 
पालि, प्राकृत ओर अपभ्रंश आदि बोलियों मे भी जीवित रहीं । 

इन कथाओं का सभी युगो मेँ एक ही ध्येय रहा है । वह है लोक का मनोरंजन, 
जनता का मनं बहलाव। जनता के मनोरंजन के ये साधन युगो के अनुसार बदलते रहे । 














संस्कत कौ नीति-कथाएँ ओर लोक-कथारं १११ 


वेदिक युग मे ऋषि, महर्षि, मुनि, ब्रह्मचारी ओर पुरोहित इन कथाओं के विषय रहे। 
उनमें परमात्मा, मोक्ष, ज्ञान ओर यज्ञ आदि कौ बाते कही गयी हे । 

रामायण ओर महाभारत के युग में कथाओं के कहने-सुनने का तरीका बदला। 
इसी युग में ये कथायँ सही मानों मे जनता के मनोरंजन का विषय बनीं । राम-रावण 
ओर कौरवब-पाण्डवों की इन कथाओं के गायक थे नट, नर्तक, सूत ओर कुशीलव। 

उनके बाद पुराणों ने इन कथाओं को फैलाया। उन्हे लोक कौ रुचि मे ढाला। 
बहुत समय तक ये कथायं मौखिक ही बनी रहीं । उनको जो भी सुनता, अपनी ओर से 
उनमें कुछ नया जोड़ कर दूसरे-तीसरे को सुनाता। इस तरह कथाओं को सुनने ओर 
सुनाने में जनता को दिलचस्पी बट्ती ही गयी । 

लोक या जनता के मुख से जो कथाएँ कही गई उनको  दन्तकथा' के नाम से 
कहा जाने लगा। दन्तकथा, याने लोगों के जरिए कही गई कहानियां । इस तरह को 
सबसे पहली कहानियों का संग्रह गुणाढ्य की ' वृहत्कथा' थी । फिर.ये कथाएं पुराणों 
के बाद जातकों मे देखने को मिलती हैँ । ये जातक दन्तकथाओं के पिटारे है, भण्डार 
हे । भगवान्‌ बुद्ध की लगभग पाँच सौ कथा इन जातकों में कही गयी हैँ । इनको 
कथाओं मे मनुष्य कौ ऊंची समञ्ञ-बूञ्च का भी परिचय मिलता है । उनमें सच-ञ्जूठ का 
अनोखा मेल-मिलाप हे। 

कथाओं का यह रूप आगे बढता रहा। उसमे मनुष्य के अलावा पशु, पक्षी, 
नदी, पहाड़, पेड-पौधे आदि की कहानियों का भी समावेश हुआ हे 

इस प्रकार अनेक युगोँ मेँ लिखी गयी इन कथाओं पर अपने-अपने युग को छाप 
हे । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें बड़ी अच्छी तरह सजाया गया हे । 

ये. कथाएँ संख्या मे इतनी अधिक हैँ कि उनकी निश्चित गणना नहीं को जा 
सकती है । उनमें से कुक तो एेसी है, जिनमे उस युग के वीरो का वर्णन किया गया हे। 
कुछ एेसी दै, जिनमे उस युग कौ समुद्री यात्राओं का वर्णन है । कुछ मेँ चकित कर देने 
वाली घटनाएँ कही गयी है । कुक में देवताओं ओर परियों का वर्णन है । कुछ मे धरम 
की भावना जाहिर कौ गयी हे । कुछ मे पशु-पक्षियों की बाते हे । 

उनको लिखने तथा कहने का उदेश्य भी एक नहीं रहा। मोरे तौर पर संस्कृत को 
इन सारी कथाओं को हम चार वर्गो या भागों मे अलग कर सकते है । उनके नाम है । नीति, 
शिक्षा, उपदेश ओर मनोरंजन । कुछ कथाएँ ठेस रै, जिनमे इन तीनों बातों को सम्मिलित 
किया गया है । फिर भी हरएक कथा में मुख्य रूप से किसी एक ही बात को कहा गया है । 

मोरे तौर पर इन चारों तरह को कथाओं को हम इस प्रकार अलग-अलग कर 
सकते हैँ । ' रामायण" ' महाभारत ' ओर पुराणों मे जो कथाएँ कही गयी हैँ वे उपदेशप्रद 
हे । उनमे शिक्षा की बाते भी कहीं-कहीं देखने को मिलती हैँ । जैनों ओर बौद्धो के 
जातकों की अधिकतम कथाएँ शिक्षाप्रद हैँ । लेकिन उनमें कहीं-कहीं उपदेश को बाते 
भी देखने को मिलती हैँ । तीसरी तरह की नीति-कथारँ ' पंचतन्त्र' ओर "हितोपदेश ' में 
कही गयी है । चौथे प्रकार की मनोरंजन कथाएँ "कथासरित्सागर मे है । ये चौथे प्रकार 
की कथां ही लोक-कथाओं के नाम से कही गयी है । 








९१९२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


संस्कृत कौ इन सारी कथाओं को मोटे तौर पर हम दो हिस्सों मे अलग करके 
पढ सकते हैँ । उनके नाम है नीतिकथा ओर लोककथाएँं। नीतिकथाओं में 
पंचतन्त्र' ओर “हितोपदेश' का नाम आता है। इसी प्रकार लोक-कथाओं में 
कथासरित्सागर' का। 


पंचतन्त्र 
संस्कृत साहित्य मे "पंचतन्त्र' बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है। भारत की ही नहीं 
संसार की सभी भाषाओं मे उसके अनुवाद हो चुके हैँ । ' पंचतन्त्र' मेँ कई तरह की 
कहानियां देखने को मिलती हँ । ये कहानियाँ कितनी पुरानी हैँ ओर पहली बार उनको 
किसने कहा था, इस बारे में बताना बड़ा कठिन है । समाज मे फैली इन कहानियों को 
पहले पहल किसने एक जगह संग्रह किया, इस बात कौ भी कोई जानकारी नही 
मिलती । 
हमारे सामने ' पंचतन्त्र' को जो पुस्तक है वह विष्णु शर्मा की बतायी जाती हे। 
विष्णु शर्मा को इस पुस्तक में कितने फेर-बदल हुए, इस बारे मे भी कुछ नहीं कहा जा 
सकता। अपने मूलरूप मे विष्णु शर्मा को यह पुस्तक बहुत पुरानी हे। इसका समय 
तीसरी शती, याने आज से लगभग सव्रह सौ वर्ष पहले माना जाता है । 
विष्णु शर्मा के नाम से इस समय जो ' पंचतन्त्र' मिलता है उसमें पाँच तन्त्र या 
भाग हँ । उनके नाम हैँ-- १. मित्रभेद, २. मित्रसंप्राप्ति, ३. काको लूकीय, ४. लब्ध 
प्रणाश ओर ५. अपरीक्षितकारक। 
इन कहानियों को पटकर इनके बारे मे कुछ बातें निकाली जा सकती हैँ । ये 
कहानियां उस समय लिखी गयी, जब राज-दरवारों मे संस्कृत भाषा का सम्मान था। 
सारा काम-काज उसी में होता था। इन कहानियों को दो कारणों से लिखा गया है । उनसे 
सुकुमारमति राजकुमारों को संस्कृत का ज्ञान कराया जा सके। ओर उनको सरलता से 
राजनीति को जानकारी करायी जा सके । उन्हँ नीतिविद्या मे चतुर बनाया जा सके। 
इन कहानियों को क्यों लिखा गया, इसका हवाला ' पंचतन्त्र' में ही देखने को 
मिलता ह । महिलारोप्य का राजा अमरशक्ति एेसे शिक्षक की खोज में था, जो उसके तीन 
मूर्खं पुत्रों को थोडे ही समय में शिक्षा दे सके। तब विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने यह बीडा 
उठाया । उसने वादा किया कि छः महीने में ही वह उन मूर्खं राजकुमारो को नीति विद्या मे 
पारंगत कर देगा। इसके लिए उसने ' पंचतन््र' की कहानियाँ लिखीं । इन कहानियों को 
पठकर छः महीने के भीतर ही तीनों राजकुमार राजनीति के जानकार हो गए। 
इसी बात को विष्णु शर्मा ने ' पंचतन््र' का आरम्भ करते हुए "कथामुख ' मे इस 
प्रकार विस्तार से कहा है- 
दक्षिण भारत में महिलारोप्य नामक एक नगर है । वहाँ कल्पवृक्ष के समान ओर 
सभी कलाओं तथा विद्याओं मे कुशल अमरशक्ति नाम का एक राजा हुआ। उसके तीन 
पुत्र थे। उनके नाम थे-- बहुशक्ति, उग्रशक्ति ओर अनन्तशक्ति । तीनों बडे मूर्ख निकले । 
एक वार राजा नै अपने मन्त्रियों को बुलाकर कहा, ' मन्त्रियो, आप लोगों को 





संस्कृत की नीति-कथाएँ ओर लोक-कथाएं ११३ 


मालूम ही है कि मेरे तीनों पुत्र मूर्खं हैँ । पठने-लिखने में उनको तनिक भी रुचि नही 
हे । अपने इन तीनों कुपूतों के कारण मुञ्चे अपना यह राज-पाट सब सूना लग रहा हे। 
किसी ने ठीक ही कहा- 

"पुत्र न होना, होकर मर जाना ओर जीवित रहकर भी मूर्ख होना, तीनो मे न 
होना या होकर मर जाना ही ठीक है। ये दोनों तो थोड़ा दुःख देकर चले जाते है । 
लेकिन मूर्खं पुत्र सारे जीवन दुःख कौ आग मे जलाते रहते हैँ । इस संसार में पुत्र के 
जन्मते ही मर जाना अच्छा है । लेकिन मूर्खं बन कर जीना अच्छा नहीं ।' 

"इसलिए इन तीनों को जिस युक्ति से पदढ़ाया-लिखाया जा सके वैसा उपाय 
सोचें । मेरे दरबार में एक दो नहीं, पुरे पाँच सौ विद्वान्‌ हैँ । उनमें से जो जैसा कर सके 
उससे वेसा कराये ।' 

राजा की इन बातों को सुनकर एक मन्त्री ने कहा, ' महाराज, अकेले व्याकरण 
शास्त्र को पढने के लिए पुरे बारहवर्ष का समय चाहिए्‌। उसके बाद धर्मशाखर, 
अर्थशाख ओर कामशाखर आदि कई शाख हैँ । उनको पटने के लिए भी कई वर्षो का 
समय चाहिए । तब जाकर कोई विद्वान्‌ हो सकता है । 

उसके बाद सुमति नामक एक मन्त्री ने कहा, ' महाराज, यह जीवन क्षणिक हे। 
आज है तो कल नहीं । शास्त्रं को पढने के लिए वर्षो का समय चाहिए । इसलिए मेरी 
तो यह राय है कि इन मूर्ख राजकुमारो के लिए कुछ दूसरे ही तरीके से सोचना होगा। 
सोचना यह होगा कि किस तरह थोडे ही समय मेँ उन्हें शास्त्रों कौ जानकारी करायी 
जा सकती हे! जिस तरह जल के बीच से हंस दूध को निकल लेता है उसी प्रकार 
शाखो से सार लेकर इन राजकुमारों को देना चाहिए्‌।' 

उसने उपाय बताते हुए राजा से आगे कहा, ' अपने ही राज्य मेँ विष्णु शर्मा नाम 
का एक ब्राह्मण है । वह सब शास्रं का जानकार है । विद्याथियों के बीच उसके नाम 
की बडी प्रसिद्धि है। इन तीनों कुमारो को उन्हे सोप दीजिए्‌। वे अवश्य ही इन्दं 
बुद्धिमान बना देगे ।' | 

मन्त्री सुमति की बात सुनकर राजा अमरशक्ति ने विष्णु शर्मा को बुलाया। उससे 
निवेदन किया, ' भगवन्‌, मुञ्च पर कृपा करके मेरे इन कुमारो को अपनी शरण मेँ ले ले । 
जैसे भी हो इन्हे नीतिशास्त्र मे निपुण बना दीजिए। मेँ आपको सौ गोव भट देता हू । 

इस पर विष्णु शर्मा ने कहा, ' महाराज, मेरी सही बात सुनिये । मेँ सौ गोव लेने 
पर भी अपनी विद्या को नहीं बेचँगा। लेकिन फिर भी भँ आपके बालकों को छः महीने 
मे नीतिशाखतर मे निपुण बना दूँगा! यदि एेसा न किया तो मँ अपना नाम बदल दूगा। 
अधिक कहने से क्या लाभ। मेरी इस दो टूक बात को सुनिए। मुञ्ञे धन का तनिक भी 
लोभ नहीं । जिसकी सब इन्दियँ शिथिल हो गयीं हँ, एेसे अस्सी वर्ष के मुञ्च बृढे को 
धन की आवश्यकता ही क्या ? आपकी प्रार्थना को स्वीकार करना तो एक बात कों 
बात है। आप आज का दिन नोट कर लै। अगर छःमहीने के भीतर मैने आपके पुत्रं 
को नीति-शाख मे कुशल न बना दिया तो आप मुञ्ञे नरक भोग का दण्ड दे सकते हँ । 








१९४ संस्कृत साहित्य को कहानी 


ब्राह्मण विष्णु शर्मा कौ इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा ओर उसके सभी मन्त्री प्रसन्न 
ओर चकित दोनों हुए। उन्होने तीनों राजपुत्रं को उनके हवाले कर दिया । इस प्रकार 
उनका भार हलका हुआ। उधर विष्णु शर्मा ने उनको स्वीकार किया । उनके लिए उन्होने 
पाँच तन्त्रो, याने अध्यायो वाली एक पुस्तक तैयार को । उसको उन्हे पटाया । उसे पटृकर 
सचमुच ही छः मास के भीतर वे राजकुमार नीतिशाख्र के पूरे जानकार हो गये। 

तभी से यह ' पंचतन्त्र' बालकों के बोध के लिए इस धरती पर प्रचलित हुआ। 
इस “कथामुख' के अन्त में विष्णु शर्मा ने लिखा है, "म अधिक क्या कहूं! जो भी 
व्यक्ति इस नीतिशाखर को प्रतिदिन पदता या सुनता है, ओरों कौ तो बात ही क्या, इन्दर 
भी उसे युद्ध मे नहीं हरा सकता है ।' 

'पंचतन्त्र' कौ कहानियां इसीलिए लिखी गयीं । 


हितोपदेश 

संस्कृत कहानियों कौ दूसरी पुस्तक का नाम है ' हितोपदेश ' । इसे ' पंचतन्त्र' का 
ही संस्करण माना जाता हे। 'पंचतन्त्र' के आधार पर ही 'हितोपदेश' की कहानियाँ 
लिखी गयीं । इसमें तेतालीस कहानियां हँ । उनमें पच्चीस कहानियाँ ' पंचतन्त्र' से ही ली 
गयी हँ । 

“हितोपदेश ' को कहानियों के लेखक का नाम है नारायण पण्डित । वह बंगाल के 
राजा धवलचन्द्र का राजकवि था। उसका समय चौदहवीं शती, याने आज से लगभग छः 
सौ वर्षं पहले माना जाता हे । उसके बारे में इससे अधिक कुछ मालूम नहीं होता । 

“हितोपदेश' में चार परिच्छेद या भाग हें । उनके नाम है- १. मित्रलाभ, 
२.सुहदभेद, ३. विग्रह ओर ४. सन्धि। ' पंचतन््र' की ही तरह "हितोपदेश" की 
कहानियां भी बड़ी लोकप्रिय हैँ । संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को पहले यही कहानियां 
पायी जाती हैँ । 

नारायण पण्डित ने "हितोपदेश! का आरम्भ करते हुए "प्रस्तावना ' मे लिखा है- 

इस हितोपदेश". को पढ़ने से कई लाभ हैँ । उसमें संस्कृत बोलने-चालने का 
ज्ञान होता हे। वाक्यों के विविध प्रयोग की विधि का पता चलता है। इसके साथ ही 
नीतिविद्या की जानकारी होती हे। 

हरेक मनुष्य को धन ओर विद्या का संचय करना चाहिए। उन्हें यह समञ्च कर 
धर्म का आचरण करना चाहिए कि मृत्यु उसके शिर पर खडी है । संसार मे जितने भी 
धर्म हे, सब मँ विद्या उत्तम है । उसे न तो कोई चुरा सकता है ओर न मिटा सकता है। 

इसी विद्या से छोटा मनुष्य भी राजा-महाराजाओं तक पहुंच जाता है । विद्या से जीवन 
में विनय आता है । विनय से पात्रता आती है । पात्रता से धन की प्रापि होती है। धन से 
धर्म ओर सुख मिलता है । 

विद्या कौ इस विशेषता को बतलाकर प्रस्तावना में आगे कहा गया है- 

गंगा के किनारे पाटलिपुत्र (पटना) नाम का एक नगर था। वहँ सब गुणों से 
युक्तं सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा ने एक दिन किसी के मुख 


संस्कृत कौ नीति-कथाएं ओर लोक-कथां ११५ 


सेसुनाकि “शाख से सभी तरह के संशय दूर हो जाते हैँ । वह एेसा नेत्र हे, जिससे 
कि सब जगह देखा जा सकता हे । जिसने शास्र को नहीं पढ़ा वह अन्धे की तरह है । 
जवानी, धन, प्रभुत्व ओर अज्ञान इन चारों में एक भी बहुत बुरा है । जिनके पास ये 
चारों ह उसका तो कहना ही क्या? 

यह सुनकर राजा का ध्यान अपने शाखरविमुख ओर उलटे रास्ते पर चलने वाले 
पुत्रों को ओर गया। वह बड़ा दुःखी हुआ। उसने सोचा, “उस पुत्र के पैदा होने का क्या 
लाभ जो पठढा-लिखा न हो ओर धर्म का पालन न करता हो।' कहा भी है- 

वरमेकोगुणीुत्रो न च मूर्खं यतान्यऽपि। 
एकश्चन्रस्तमो हन्ति न च तारागणाऽपि॥ 

(सो मूर्खं पुत्रों से एक गुणी पुत्र अच्छा। आसमान तो अनेक तारों से भरा पड़ा 
हे किन्तु अन्धे को चाँद ही दूर करता है ।) 

उसने अपने आप से कहा, अरे राजा सुदर्शन, बुद्धिमान चाहे किसी का पुत्र हो, 
वह पूज्य होता हे । एेसे धनुष का क्या लाभ, जिसका बांस तो बहुत बिया है किन्तु 
जिसमें डोरी नहीं हे । इसी तरह ऊचे कुल में पैदा होने से क्या फायदा, अगर वह गुणी 
नहो।' 

भाग्य मे जो होने वाला होता है वह अवश्य होता है । लेकिन भाग्य पर भरोसा 
करके मनुष्य को मेहनत नहीं छोडनी चाहिए। अगर सफलता प्राप्त करनी ही है तो 
उसके लिये कोई रास्ता निकालना ही होगा। बिना मेहनत के अकेला भाग्य कुछ नहीं 
कर सकता हे । इसलिए आलस्य छोड कर काम में लग जाना चाहिए। जो माता-पिता 
अपने बालक को पटठाते-लिखाते नहीं वे उसके शत्नु है । ऊचे वंश में पैदा होने वाले 
सुन्दर ओर जवान मनुष्य के पास अगर विद्या नहीं है तो वह उस पलास के फल कौ 
तरह है, जो देखने में तो अच्छा लगता है किन्तु जिसमें सुगन्ध नहीं ।' 

` एेसा सोच-विचार करने के बाद राजा सुदर्शन ने अपनी राजसभा बुलाई । सभा में 

बैठे अपने विद्वानों से राजा ने कहा, ' हे पण्डितो, सुनो । आप में से कोई एेसा विद्वान्‌ है, 
जो मेरे कुमति एवं कुमार्ग पुत्रों को नीति-शाख सिखाकर उन्हें दूसरा जीवन दे सके 2 

राजा की इस बात को सुनकर वृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ विष्णु शर्मा ने कहा, 
“हे महाराज, ये राजकुमार ऊँचे कुल में पैदा हुए हैँ । इसलिए वे नीतिशाखर को अवश्य 
ग्रहण करेगे । आपके कुल मेँ पैदा ये पुत्र उसी तरह मूर्ख नहीं रह सकते हँ जिस तरह 
कि मणि कौ खान में कंच पैदा नहीं हो सकता है । इसलिए आपके इन पुत्रों को मेँ छः 
महीने में ही नीतिशाख में निपुण बना दूंगा ।' 

विष्णु शर्मा के एेसे आश्वासन देने पर राजा ने कहा, "हे विद्वान्‌, एक कीड़ा भी, 
फूल का साथ पाकर महापुरुषों के शिर पर जा विराजता है । एक पत्थर भी महापुरुषों से 
सम्मानित होकर देवताओं कौ तरह पूजा जाता है । गुणिय का गुण जब निर्गुण में जाता है 
तो दोष बन जाता है। इसी तरह मीठे जल की नदियां जब समुद्र मे जा मिलती हैँ तो वे 
भी खारी हो जाती हैँ । इसलिए मेरे इन पुत्रं को आप नीतिशास्त्र मे निपुण बना दे ।' 

यह कह कर राजा सुदर्शन ने अपने मूरखं पुत्रों को विष्णु शर्मा के हवाले कर दिया। 





११६ संस्कृत साहित्य की कहानी 


इस तरह  पंचतन्त्र' के ` कथामुख' ओर “हितोपदेश! को प्रस्तावना को देखकर 
मालुम होता है कि दोनों कौ कथाएं राजकुमारों को नीतिशास्र कौ शिक्षा के लिए 
लिखी गयी थीं। दोनों में राजाओं ओर उनकी राजधानियों के नाम में फर्क है। 
'-पंचतन्त्र' की कथाएँ महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति के तीन मूर्खं पुत्रों के लिए लिखी 
गयी थीं । ' हितोपदेश' कौ कथाएँ पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के राजकुमारों के लिए 
लिखी गयीं । इसी प्रकार दोनों के समय में भी अन्तर है । 

दोनों की कथाओं को पढते समय एक बात सामने आती है । वह है उनका 
कथा कहने का तरीका। 'पंचतन्त्र' कौ अपेक्षा ' हितोपदेश' को कथाओं में अधिक 
आकर्षण है । प्रत्येक कक्षा के मुख्य ध्येय को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें चुने हुए 
उदाहरण जगह-जगह बेटा दिये हँ । ' पंचतन्त्र' की कथाओं में भी एेसा देखने को 
मिलता है। लेकिन 'हितोपदेश' से उनका कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा 
'पंचतन्त्र' की अपेक्षा ' हितोपदेश' की भाषा सरल है। उसके वाक्यों का गठन भी 
अच्छा हे। 

यही कारण है कि ` पंचतन्त्र' की कहानियों से "हितोपदेश' की कहानियाँ 
अधिक लोकप्रिय हुई । । 


इन कहानियों कौ विशेषताएं 

असल मे देखा जाय तो जितनी भी कथाएं हँ उन सबका एक ही उदेश्य है । वह 
हे मनोरंजन, दिल-बहलाव। आज भी कथाओं को कहने ओर सुनने का यही लक्ष्य 
माना जाता है। सहज ओर सरल तौर पर शिक्षा तथा उपदेश देने के लिए ये कहानियां 
बड़ी कारगर सावित हुई । राजनीति कौ जानकारी के लिए भी इन कथाओं से बडी 
सहायता ली गयी । 

वेदों, ब्राह्यणो, आरण्यको, उपनिषदों ओर पुराणों मे भी कथाएँ कही गयी है । 

जैन-बौद्धों का साहित्य भी कथाओं से भरा हुआ है। लेकिन जिस तरह की कथाएं 
" पंचतन्त्र' ओर ' हितोपदेश ' मँ कही गयी हैँ, वसी कहीं भी देखने को नहीं मिलती! 
आर्य सूर कौ "जातकमाला! मे भी कथाओं का अच्छा संकलन है। लेकिन उसकी 
कथाओं पर भी पुराणों का प्रभाव है। उनमें गद्य ओर पद्य दोनों का मिश्रण है। इसके 
अलावा उनमें इतिहास का भी पुट है । 

' पंचतन््र' ओर 'हितोपदेश' की कहानियाँ एकदम भिन्न है । उनमें पूरी कथां 
गद्य मेँ कही गयी हैँ । नीच-बीच में किसी खास बात को कहने या उसकी पुष्टि करने 
के लिए पद्य का प्रयोग किया गया है । इसके अलावा उनमें न तो इतिहास की लकीर हैँ 
ओर न पुराणों का जाल-जंजाल। वे सरल भाषा ओर सीधी-सादी शैली में कही गयी 
है । सुकुमारमति बालक भी उनको भली-भांति समञ्च लेता है । उन कथाओं कौ सबसे 
बडी विशेषता है रोचकता। उनम जो बातें कही गयी हैँ वे इतनी रोचक हैँ कि उनको 
पढते समय अन्त तक पाठक कौ उत्सुकता बनी रहती है। एक कथा के पूरी होने के 


संस्कृत की नीति-कथाएँ ओर लोक-कथापं ११७ 


साथ ही दूसरी कथा को जोड़ देने कौ यह शेली "पंचतन््र' ओर हितोपदेश मे हौ 
देखने को मिलती है। बाद के कथाकारों ने भी इसको अपनाया । लेकिन उसमें उतनी 
चारुता ओर सफाई नहीं आ पाई। माला के मनकों की तरह इन कथाओं को बड़ी 
तरतीब से रखा गया हे । 

इन कथाओं को कहने का तरीका भी निराला है । हरएक कथा को सादे तौर पर 
शुरू करके उसके अन्त मेँ किसी शिक्षा या उपदेश कौ बात को कहा गया हे । पहली 
कथा की समापि पर दूसरी कथा को भी जोड़ दिया गया हे । 

इन कथाओं को पढ़कर आज भी हमारा मनोरंजन होता है । हमें अच्छे-अच्छे 
उपदेश मिलते हैँ । अच्छी-अच्छी शिक्षां मिलती हैँ । उनको पटृकर हम राजनीति के 
उलट-फेरों को जानकारी पाते हे । 

इतना ही नहीं, इससे भी बठकर हमें इन कथाओं से दूसरी कई बातों को 
जानकारी मिलती ै। ये बातें हमारे पुराने देश की हैँ । हमारा यह देश आज से हजारो 
वर्ष पहले कैसा था, उसकी की इन कथाओं मे देखने को मिलती है । हमारे देश का 
पुराना इतिहास क्या था, उसका रहन-सहन कैसा था, धर्म, संस्कृति, राजनीति ओर 
समाज की तब क्या दशा थी, इन बातों कौ जानकारी भी मिलती हे। 

इन कथाओं को पठकर पहली बात हमें यह मालूम होती है कि पुराने जमाने मे 
हमारा यह देश छोटी-छोी रियासतों में बंटा हुआ था। राजा सबसे बड़ा होता था। 
उनके अपने बुद्धिमान ओर चतुर मन्त्री होते थे। राजकुमारों की पढाई-लिखाई का सारा 
भार उन पर होता था। 

उस युग के लोगों का जादू-टोना, तन्त्र मन्त्र मेँ विश्वास था। शकुन विचारे जाते 
थे । उनमें देवताओं, अप्सराओं, परियों, राजाओं, रानियों की कथाएँ भी कही गयी हे । 
धनवान ओर गरीबों की बातें हँ । समाज में ऊचा दर्जा हासिल करने की शिक्षा दै । 
उनमें धूर्त, जुआरी, शराबी, आवारा, साधु ओर ठग की मनोरंजक बातें बतायी गयी हँ । 

इन कहानियों में पशु-पकषियों ओर साधु-सन्तों कौ बातें कही गयी हँ । उनमें 
नीति ओर सदाचार की बातें कही गयी हैँ । उनको कहने का तरीका इतना सरल ओर 
मनोरंजक है कि छोटे-छोटे बच्चे भी उनको समञ्च सकते हैँ । उनमें जिन पशु-पकषियों 
की बातें कही गयी हैँ वे बालकों के मन पर बडा असर डालती हैँ। वे पशु-पक्षी 
मनुष्यों कौ तरह बोलते हैँ । वैसा ही व्यवहार करते है । उनमें मनुष्यों जैसा लडाई- 
गडा, मेल-मिलाप ओर नाते-रिर्ते देखने को मिलते हँ । 

उनको पढ़कर मालूम होता है कि आज की अपेक्षा पुराने जमाने मेँ कहानियां 
कहने ओर सुनने का बड़ा शौक था। समाज के सभी वर्गं के लोग उनको पसन्द करते 
थे । शायद यही कारण है कि आज वे इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती है । 

^ पंचतन्त्र' ओर “हितोपदेश ' की हरएक कथा किसी उपदेश या शिक्षा के सन्देश 
को देती हैँ। ये शिक्षाएं अक्सर उन कोमलमति बालकों के लिए है, जो अभी-अभी 
विद्या के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैँ । उन कथाओं की अनमोल शिक्षां इस प्रकार है-- 





~ = ज्व 
वि 


| 
| 
| 
| 





११८ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


दोस्ती का दामन पकड़ फिर उससे किनाराकशी नहीं करनी चाहिए। 
विना मतलब किसी काम को नहीं करना चाहिए । किसी काम का परिणाम 
समञ्च विना उस काम को हाथमे न लेना चाहिए। 
ताकत से बुद्धि बड़ी होती है। | 
अति लोभ करना जीवन के लिए खतरा मोल लेना है । 
मूर्खता मनुष्य की दुश्मन हे। 
दुश्मन कौ शक्ति का अनुमान लगाये बिना उससे उलञ्लना नहीं चाहिए । 
अपनी बुद्धि के आगे दूसरों को बुद्धि को तुच्छ नहीं समञ्जना चाहिए। 
हरएक काम को खूब सोच-समञ् कर करना चाहिए। 
अपने मित्र ओर अपनी प्रजा के लिए प्राणों तक को निक्ावर कर देना चाहिए। 
बड्प्पन वही हे, जिसमें दया ओर प्रेम हे। 
छोरों को बड़ों कौ सेवा ओर आदर करना चाहिए । 
सदाचार के बिना जीवन को ऊंचा नहीं किया जा सकता है । 
@ जो लोग दूसरों का अपमान करते हैँ उनकी लोक में हंसी होती हे । 

इस तरह ये कथाएँ एक ओर तो नैतिक, धार्मिक ओर सामाजिक कुरीतियों को 
दूर करने में सहायक हैँ । दूसरी ओर जीवन को ऊँचा उठाने ओर उसे अच्छे रास्ते पर 
लगाने कौ सीख देती हैँ । कोमलमति बालकों पर उनका बड़ा असर पडता है । उनसे 
राजनीतिशासत्र की ही नहीं, व्यवहार की भी शिक्षा मिलती है। 

संस्कृत कौ ये कहानिया इतनी लोकप्रिय सिद्ध हई कि न केवल अपने देश मे, 
बल्कि विदेशों मे भी उनका प्रसार हुआ। संसार में इनका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। 
धरती के जिस कोने मे ये कहानियाँ पहुंचीं वहीं के निवासी इन कहानियों को सुनकर 
मोहित हो उदे। 

इन कहानियों कौ लोकप्रियता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है । संसार की 
भाषाओं में जितनी भी पुस्तक लिखी गयी हैँ उनमें सबसे पहला नाम ' बाइबिल' का 
माना जाता है। सवसे पहला नाम इस माने मे कि संसार की सभी भाषाओं मे उसके 
अनुवाद हुए । हमारे लिए यह बडे गौरव की बात हे कि ' बाइबिल' के बाद 'पंचतन्त्र' 
कौ कहानियों का दूसरा स्थान है । 

आज संसार को तमाम भाषाओं मेँ "पंचतन्त्र' कौ कहानियों का अनुवाद हो 


चुका हे। करोड़ों की संख्या मेँ लोग उनको जानते हैँ । उनसे आनन्द लेते है । उनकौ 
यह सबसे बड़ी सफलता है। 


लोक-कथाएं 
संस्कृत साहित्य कौ नीति-कथाओं के बारे मे हम पहले पढ चुके है । उनके 
अलावा कुछ कथाएं ओर भी हैँ । उन लोक-कथाओं के नाम से कहा जाता है । इन 
लोक-कथाओं कौ सबसे पहली पुस्तक का नाम था 'वृहत्कथा'। यह पुस्तक इस 


न ` म क 


संस्कृत कौ नीति-कथाएँ ओर लोक-कथाषए ११९ 


समय नहीं मिलती है। इसके बरे में हम "रामायण" ओर "महाभारत" के प्रसंग में पद्‌ 
चुके हेँ। 

॥ हमारे पास इस समय की सबसे बडी पुस्तक है “कथासरितूसागर '। इसके बारे 
मे जानने से पहले हमें लोककथाओं के बारे कुछ जान लेना चाहिए्‌। 

हमे पहली बात तो यह जान लेनी चाहिए कि नीतिकथाओं ओर लोक-कथाओंं 
मेँ अन्तर क्या हे । अगर हम इस दृष्टि से विचार करते हैँ तो इन दोनों प्रकार की कथाओं 
में हमें काफी अन्तर देखने को मिलता है । नीति-कथाओं में शिक्षा तथा उपदेश कौ बातें 
होती हैँ । उनको किसी ने बनाया है । उनको इसलिए बनाया गया कि राजकुमारों को थोडे 
ही समय में नीति तथा सदाचार कौ बातों मे कुशल बना दिया जाय। 

लेकिन लोक-कथाओं के बारे में ेसा नहीं हुआ। उनको किसी एक आदमी ने 
नहीं बनाया। वे तो लोगों के मुखो से निकलीं। वे किसी आदमी कौ न होकर सारी 
जनता कौ थीं। उन्हे किसी को लिखाने-पढाने के लिए नहीं कहा गया। उन्हें तो 
मनोरंजन-विनोद के लिए कहा गया । उनको सुनकर मनबहलाव हो, हंसी-खुशी मिले, 
यही उनका ध्येय था। 

दोनों तरह की कथाओं में एक बात ओौर भी ध्यान रखने कौ है । वह यह कि 
नीति-कथाओं में हम पशु-पक्षियों को भी मनुष्यों की तरह ब्रातचीत करते हुए पाते हे । 
लेकिन लोक-कथाओं मे यह बात नहीं है । उनमें मनुष्य ही मनुष्य हे । पशु-पक्षी नहीं हँ । 

यही दोनों की अपनी-अपनी अलग विशेषताएं है । 

इन्हे लोक-कथाओं के नाम से क्यों कहा जाता है, इसको भी जान लेना चाहिए। 

लोक-कथाएँ उनको कहा जाता है, जो लोक, अर्थात्‌ जनता के मुखो से 
निकली । लोक ने ही इनको बनाया, गढ़ा ओर कई हजार वर्षो तक वे लोक के मुख में 
जीवित रहीं । ये कथाएं पीढी-दर-पीदी से आगे बढ़ती रहीं । वे एक के मुख से दूसरे 
के कानों तक पहुंचीं । 

आलिखित होने के कारण इन कथाओं में नयी-नयी बाते जुडती गयीं । एक युग 
तो एेसा आया कि इन कथाओं को लोगों ने अपनी आजीविका का साधन तक बना 
डाला। समाज मे, राजा-महाराजाओं के यहां, रईसों ओर सामन्तों की हवेलियों मे, 
सभी जगह इन कथाओं को सुनने-सुनाने का चाव बढा । इन कथाओं को कहने वालों 
की इजत होने लगी। उनको अच्छी-अच्छी जगहं मिलीं। इस तरह समाज के सभी 
वर्गो में उनका प्रवेश हुआ 

लोक-जीवन की इस विरासत ने साहित्य पर भी असर डाला। हमारे 
साहित्यकारों ने उसको अपनाया। उसे अपनी पुस्तकों का विषय बनाया। हमारे 
कलाकारों ने अपनी लेखनी से उसको चमकाया। इस तरह लोक कौ, जनता की अपनी 
वाणी पुस्तकों के रूप में उन्हें पदने को मिली । 

इस प्रकार की पुस्तकों में ' वृहत्कथा' का नाम सनसे पहले आता है । यह 
पुस्तक भले ही आज देखने को नहीं मिलती । लेकिन इसके बारे मे हमे बहुत-सी बातें 

















१२० संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


पटने को मिलती हँ । ये बातें एेसी हँ, जिन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । 
उनको एेसे लोगों ने कहा, जो उसे देख चुके थे, पढ चुके थे, जिससे उन्होने प्रेरणा 
ली। जिसकी उन्होने प्रशंसा की ह । इन बातों को हम पीठे पढ़ चुके हैँ । 

गुणाढ्य कौ ' वृहत्कथा' न जाने कहाँ ओर केसे नष्ट हो गयी। लेकिन उसके 
तीन संस्करण किसी तरह बचे रह गये। उन तीनों के नाम हैँ-- १.बृहत्कथा श्लोक 
संग्रह, २. बृहत्कथा मंजरी, ओर २. कथासरित्सागर ' । इन तीनों के लेखकों के क्रमशः 
नाम हैँ-- १. बुद्धस्वामी, २. क्षेमेन्द्र ओर २. सोमदेव भदू । 

“ बृहत्कथा श्लोक संग्रह" के लेखक बुद्धस्वामी नेपाल के रहने वाले थे। वे 
आज से लगभग ग्यारह- बारह सौ वर्ष पहले, आठवी या नवीं शती में हुए। यह समय 
एेसा था, जब संस्कृत के लिए बाहरी देशो के लोगों को बहुत रुचि थी । नेपाल, तिब्बत 
ओर सुदूर उत्तर तक संस्कृत फैली । 

" बृहत्कथा मंजरी' के लेखक का नाम क्षेमेन्द्र था। वे काश्मीर में पेदा हुए। वे 
काश्मीर के विद्याप्रेमी राजा अनन्त के राजकवि थे। वहीं उन्होने इस पुस्तक को लिखा। 
उसका समय आज से लगभग नौ सौ वर्ष पहले, याने ग्यारहवीं शती ईसवी था। 

"कथासरित्सागर' के लेखक सोमदेव भट भी काष्मीरी हीथे। वे भी राजा 
अनन्त के दरबारी कवि थे] राजा अनन्त को रानी सूर्यवती के कहने पर सोमदेव ने 
अपनी यह पुस्तक लिखी थी । एेसा कहा जाता है कि क्षेमेन्द्र की पुस्तक के बीस वर्ष 
बाद सोमदेव ने अपनी पुस्तक लिखी । इस वजह से सोमदेव का समय भी आजसे नौ 
सौ वर्षं पहले बेठता हे । 

एक ही ' वृहत्कथा' के इन तीन संस्करणों के पठने पर कुछ बाते हमारे सामने 
आती हे । उनमें पहली बात तो यह कि तीनों मेँ परस्पर मेल नहीं है । उनमें पर्याप्त 
अन्तर है। उनमें कहानियों के कहने का तरीका भी अलग-अलग है । उनकी कथाओं 
मे समानता नहीं है । किसी मेँ कम तो किसी मेँ अधिक कथाएँ ह । आकार-प्रकार की 
दृष्ट से तीनों को कोई तुलना नहीं हे ।क्षमेनद्र कौ पुस्तक से सोमदेव की पुस्तक तिगुनी 
ओर बुद्धस्वामी कौ पुस्तक से पांच गुनी बडी है। 

इस तरह सोमदेव का संस्करण ही सबसे बड़ा ठहरता है । सबसे बड़ा ही नहीं, 
उसे मूल ' वृहत्कथा' के अधिक नजदीक भी बताया जाता है । 

` वृहत्कथा' के ये तीनों संस्करण पद्य अर्थात्‌ कविता. मेँ लिखे गए हैँ । 
'वृहत्कथा श्लोक संग्रह" मे २८ सर्गं ओर ४५३९ पद्य है । “वृहत्कथा मंजरी ' मे १९ 
अध्यायो मेँ ७५०० पद्य हैँ । इसी तरह 'कथासरितूसागर' मे १८ लम्बकों मे १२४ तरंग 
ओर पूरे २९,३८८ पद्य हैँ । 

इन तीनों पुस्तकों मे कथाओं का जो क्रम दिया गया है वह भी आपस में नहीं 
मिलते। इतना ही नी, इनमें जो कथाएं कही गयी हैँ उनमें भी बहुत अन्तर है। एक ही 
कथा को तीनों कथाकारों ने अलग-अलग तरह से कहा है । किसी संस्करण मे कोई 
कथा कम है तो कोई अधिक । 


संस्कृत की नीति-कथाएँ ओर लोक-कथां १२१ 


कथासरित्सागर 

ऊपर बताया गया है कि ' कथासरित्सागर" “ वृहत्कथा' का ही दूसरा रूप हे । 
लेकिन हमें एेसा मालूम होता है कि ' कथासरित्सागर! में कु बाते एेसी भी जोड़ी गयीं 
जो ' वृहत्कथा' में नहीं थीं । उसमें एेसी कथायं देखने को मिलती हैँ, जिनका मूल 
कथाओं से कोई मेल नहीं है । ये नयी कथाएँ शायद उस समय काश्मीर में फैली हुई 
थीं । बुद्धस्वामी उनके लोभ को नहीं छोड सके। उन्होने अपनी पुस्तक में उन्हें भी 
जोड दिया। 

इन कथाओं मे इस देश की पुरानी संस्कृति ओर परम्परा बंधी हुई हँ । उनमें 
बीते हए लम्बे युग कौ धर्म, जाति ओर राजनीति कौ बाते देखने को मिलती हे । ये 
कथाएँ बीते हुए युग कौ एक तस्वीर हमारे सामने पेश करती हैँ । 

इन कथाओं से हमें मालूम होता है कि उस समय यह देश छोटे-छोटे रजवाडों 
मेँ नेट हुआ था। राजाओं के मन्त्री होते थे। वे बडे चतुर ओर लिखे-पदढे होते थ। 
लडाने-ङगडाने ओर फिर से मेल-मिलाप कराना उनका काम होता था। राजा लोग 
भोग-विलास को पसन्द करते थे। उनके दरबार सजे-धजे होते थे। 

आज की तरह उस युग के समाज में भी कई जातियों थीं । विवाह-शादी की 
कोई रोक-टोक नहीं थी । छोरी जाति के लोगों से राजकुमारियों तक का विवाह होता 
था । खान-पान के बरे में उदारता बरती जाती थी। 

उस समय बाल-विवाह नहीं होते थे। विधवां भी दूसरा विवाह कर सकती 
थीं । एक आदमी कई विवाह कर सकता था। राजा ओर धनी लोग ही एेसा करते थे। 
जवान लड़कियां ओर लड़के अपनी मर्जी से अपना विवाह करते थे। 

उस समय कई तरह के पेशे थे। उनमें व्यापार को बड़ा माना जाता था। देश के 
एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार होता था। यहाँ तक कि व्यापारी लोग समुद्र-यात्रा 
भी करते थे। 

तब परदा-प्रथा नहीं थी । सिय पुरुषों कौ तरह ही आजाद थीं । वे तरह-तरह 
के पेशे तक करती थीं। व्यापारमें भीवे भाग लेती थीं। कला का उन्हं बडा शौक धा। 
वे नाच-गाने में बडी चतुर होती थीं। चित्रकला उनका व्यसन बन गया था। 
राजकुमारियोँ ओर इसी तरह सेठ-सामन्तों कौ लड़कियां ओर स्ियोँ दूसरे पुरुषों से 
क्िपकर प्रेम करती थीं । अपने प्रेमियों के पीछे अपने पतियों की हत्या तक करने में वे 
नहीं हिचकती थीं । इन बातों को बुरा माना जाता था। इसके बावजूद स्त्रियो के चरित्र मे 
कई ऊंची बातें भी थीं। वे अपने पतित्रत-धर्म का पालन करती थीं । उनमें शील ओर 
मर्यादा थी। 

उस समय जादू-टोना, तन्त्र-मन्त्र का बहुत रिवाज था। लोग जुआ खेलते थे। 
शराब ओर मांस भी खाते थे। समाज से इन बुराइयों को टूर करने का भी प्रबन्ध था। 
उन्हे जुरा माना जाता था। 

उस समय तीन धर्मो का बोलबाला था। वे थे ब्राह्मण, बौद्ध ओर जैन। तीनों 
धर्मो के लोगों को परी आजादी थी। वे अपने-अपने धर्मों को फैलाने मेँ रुचि लेते थे। 





काक 
ब्य 


| 
| 
| 
| 
| 





१२२ संस्कृत साहित्य को कहानी 


लिखे-पदे लोगों का सभी जगह आदर समान रूप से होता था। उन्हे दरारों 
में ऊचे-ऊंचे पद दिए जाते थे। समाज मेँ ज्ञान ओर विद्या का प्रचार-प्रसार करने वाली 
अनेक सभां होती थीं । उनको राज्य की ओर से सहायता मिलती थी। 

इस तरह ` कथासरित्सागर ' कौ इन कहानियों में हमारे देश का पुराना इतिहास 
बोलता हे। ये हमारी पुरानी संस्कृति कौ विरासत हैँ । इनमे इस देश के लोक-मानस 
की थाती सुरक्षित है। इस देश मे आज से कई वर्षं पहले का लोक-जीवन इन कथाओं 
से जो विनोद करता था, आज भी उनसे हमको वैसा ही मनोरंजन प्राप्त होता है । हमारे 
लोक-मानस पर उनको छाप अमिर हे। 

` पंचतन्त्र , “हितोपदेश ओर कथासरित्सागर" कौ कथाओं के बारे मेँ ऊपर 
बहुत-सी बाते बतायी गयी हैँ । उन कथाओं को पढकर ही उनकी असलियत को जाना 
जा सकता हे । यहाँ नमूने के तौर पर तीनों पुस्तकों से एक-एक कहानी दी जाती रही 
हे । उनको पट्‌कर उनके बारे में कुछ अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है । 


पंचतन्त्र से 
रंगे सियार की कहानी 


बात बहुत पुरानी है। किसी जंगल में चण्डरब नाम का एक सियार रहा करता 
था। एक बार उसे खाने को कुछ न मिला। भूख से वह व्याकुल हो गया। भूख मिटाने 
के लिए चुपके से वह शहर मे घुस आया। भोजन को टोह में वह इधर-उधर घूम ही 
रहा था कि शहर के कुत्तो ने उसे देख लिया। देखते ही कुत्ते उस पर टूट पडे। बेचारा 
सियार बड़ी आफत मँ फस गया । प्राणों के भय ने भूख भुला दी । पास ही में रंगसाज 
का नीले रग से भरां नाद रखा हुआ था। घबराहट के मारे सियार उसमे कूद पड़ा। कुत्ते 
बाहर उसके निकलने कौ इन्तजारी मेँ खडे हो गए। कुछ देर में ही वह नांद से बाहर 
निकल आया। कुत्तो ने उसे देखा तो वे ठगे-से रह गये। अब उस पर नीला रंग चट 
चुका था। कुत्ते अपनी मूर्खता पर खुद ही शर्मिन्दा हुए। वे इधर-उधर बिखर गये। 
उसी हालत मे रगा सियार अपने घर जंगल की ओर सिर पर पैर रख कर 
भागा। उसने सोचा, "जान बची लाखों पाया।' जंगल में उसे सदा कौ तरह बाघ, हाथी 
गड ओर शेर सभी जानवर मिले। लेकिन यह क्या ? उसने महसूस किया कि जो भी 
जानवर उसे देखता, डर के मारे वहां से अलग हो जाता। रगे सियार से न रहा गया । 
वह पूछ ही बैठा, "अरे भाई-बन्धुओं, आप लोग मुञ्चे देखकर क्यों भागे जा रहो हो। 
डरो मत! यहां मेरे पास आओ। मुञ्चे ब्रह्माजी ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। मे तीनों 
लोकों का राजा हू। मेरी छत्रछाया में तुम निर्भय होकर विचर । 
रंगे सियार कौ बातों को सुनकर शेर, चीते आदि जंगल के जानवरों ने कहा 
महाराज, हम सब आपके सेवक हैँ । हमे आप हुक्म दें । धनभाग हमारे कि आप हमारे 
राजा होकर आये। 
सियार ने जंगल के जानवरों को अलग-अलग काम सौपे। शेर को उसने अपना 


संस्कृत कौ नीति-कथाएेँ ओर लोक-कथापं १२३ 


मन्त्री बनाया, बाघ को विस्तर बिछाने वाला सेवक, गेडे को पान देने वाला, ओर 
भेडिया को चौकीदार । उसके रास्ते में अभी एक रुकावट थी । वह जानता था कि अगर 
कभी भण्डाफोड होगा तो उसके सजातीय सियारों द्वारा। उसने अपना रास्ता साफ कर 
देना ही ठीक समङ्ा। उसने एक हक्म निकाला कि जितने भी सियार इस जंगल में हैँ 
उन्हें गला पकड़ कर बाहर कर दिया जाय। 
इस तरह रगा सियार मजे में राज-काज करता गया। शेर आदि जितने जानवर 
थे, वे रोज शिकार करके लाते, उसे अपने राजा के सामने रख देते । राजा सुन्दर शिकार 
खुद रख लेता ओर बाकौ सब में ट देता। अपने मन्त्री शेर के जरिये वह अपने 
हुक्मनामों को जंगल के जानवरों तक पहुंचाता। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलता था। 
गम्भीर बना रहता था। सभी प्रकार से उसका आतंक छा गया था। उसके नाम से सभी 
कपते थे। भला उनकौ क्या मजाल कि ब्रह्माजी ने जिस राजा को बनाकर भेजा है 
उसके सामने वे सिर ज्ुका कर न रहे ? 
दिन बीतते गये। राजा का रंग गहरा होता गया। सब उसकी सेवा करते । फिर 
भी सबके मन में ही हर समय एक कसक बनी रहती । उनको अपने राजा कौ रीति- 
नीति अजीब मालूम होती । वे सोचते, हमारे इतने बडे राजा के एेसे छोटे विचार क्यों ? 
लेकिन बाहर वे कुक न बोलते। एक ओर उन्हें धर्म-भय ओर दूसरी ओर प्राण-भय। 
उधर जंगल के सारे सियारों को एक-एक करके बाहर कर दिया गया था । उन्हें 
बिना कारण अपना यह खुला अपमान बहुत अखरा। पहले तो उन्होने सोचा जिसके 
यहाँ शेर पानी भर रहे है, भेडिए चक्की पीस रहे हैँ उसका मुकाबला करने की हमारी 
बिसात ही क्या है ? लेकिन उन्होने आपस में मिलकर सलाह-मशवरा किया। वे अपने 
अपमान का बदला न सही, अपने प्रति किये गये अन्याय कौ अपील तो राजा से कर 
ही सकते थे। देशनिकाले इन सियारों ने राजा के रंग-दंग पर गौर से विचार किया। 
उसके चाल-चलन को बारीकी से निरखा-परखा। उनमें से एक बटे सियार ने कहा, 
' भाइयों, हो न हो, इसमें कोई चाल जरूर है ।' 
दूसरे सियार ने कहा, “मुञ्चे तो एेसा मालूम होता है कि वह राजा-वाजा कुछ नहीं । 
कोई चालबाज जानवर है । इसीलिए पोल खुल जाने के उर से वह बातचीत कम करता है । 
यही कारण है कि वह बाहर भी कम निकलता है । हर समय छिपा ही रहता है ।' 
अरे भाईयों सुना, ' तीसरे सियार ने कहा, "मुञ्चे लगता है कि वह हमारी ही 
जाति का कोई धूर्तं हे । तुमने देखा नही, हमसे वह कितना कतरा रहा था।' 
इन सियारों ने मिल कर एक बात तय कौ । अपनी बात का भेद उन्होने खोला 
नहीं । सुबह होते ही वे राज-दरबार के पास एक जगह इकद्े हए उन्होने एक साथ 
आवाज मिलाकर ऊँचे स्वर मेँ रोना शुरू किया। इधर उनकी आवाज राजा रगे सियार 
ने सुनी । वह अभी-अभी विस्तर से उठकर आया ही था। इस सुहानी प्रभातबेला में 
अपने सजातीय सियारों का स्वर सुनकर उसका दिल दहल उठा। बहुत दिनों से वह 
अपने स्वर मेँ न बोल पाया था। 





१२४ संस्कृत साहित्य को कहानी 


इतने में ही इधर से सियारो ने दूसरा राग अलापा। राजा का रहा-सहा धीरज 
जाता रहा । वह खुशी ओर आनन्द मे बावला हो उठा । उसने भी स्वर में स्वर मिलाकर 
लम्बी ठेर मे अलापना शुरू किया। 

फिर क्या था? शेर, बाघ, चीता, आदि जानवरों को असली भेद मालूम हो 
गया। वे सभी उस ओर ञ्पटे। सियार भागना ही चाहता था कि जानवरों ने उसे पकड 
लिया। सभी ने उसके ट॒कड़-ट॒कडे कर डाले। 

इस तरह रगे सियार का अन्त हुआ। सच ही है, जिसने अपने भाई-बन्धुओं को 
छोड़ दिया, परायों को अपना बनाया, उसका एेसा ही दुःखद अन्त होता है । 


हितोपदेश से 
गीध ओर बिलाव को कथा 
गंगा के किनारे गृध्रकूट नामक पर्वत पर एक बहुत बडा बरगद का पेड था। 
उसकी खोह मेँ जगरदेव नाम का एक गीध रहा करता था। बह बृढा ओर अन्धा हो 
गया था। उस पेड्‌ पर रहने वाले पक्षी दया करके उसको खाना दे दिया करते थे। इस 
तरह जीवन विताता हुआ वह उनके बच्चों कौ रखवाली करता था। 
एक दिन दीर्घकर्णं नाम का एक विलाब वहाँ आया। उसको देखते ही पक्षियों 
के बच्चे घबराहट के मारे आवाज करने लगे। इस पर गीध ने कहा, ' कौन है ? यहं 
क्या करने आए हो ?' 
गीध को देखकर विलाव घबरा गया। उसने सोचा, ' अब मारा गया । लेकिन जो 
हो, इसका उसको विश्वास दिलाना ही होगा ।' वह पास गया। उसने गीध 
महाराज, में आपको नमस्कार करता हूं । मेँ बिलाव हूं ।' 
यह सुनते ही गीध बोला, “दूर हट जा। नहीं तो में तञ्चे अभी मार डालूंगा ।' 
बिलाव बोला, ' महाराज, पहले मेरी बात सुन लँ । तब दोषी समज तो मारे । मँ 
गंगा-किनारे हमेशा नहाने के लिए आता हू । ब्रह्मचारी हू ओर चान्द्रायण व्रत लिये च । 
आप बड़ ज्ञानी ओर धर्मात्मा हैँ । सभी पक्षी मुञ्चसे एेसा कहते है । आपको धर्मात्मा 
जानकर आपसे मेँ धर्म-चर्चा करने आया हू । वैसे भी आप मुञ्चसे विद्या ओर बुद्धि मे 
बडे है । आप महान्‌ है । इस पर भी मुञ्च अतिथि को मारने के लिए तैयार है । आप तो 
जानते ह है कि अपने को काटने के लिए आये मनुष्य को भी पेड़ अपनी छाया देता 
है । चन्रमा विना सोच-विचार किये ब्राह्मण ओर चाण्डाल दोनों के घर मे एक जैसा 
प्रकाश करता है । जिस घर से मेहमान निराश होकर जाता है उसे पाप तो लगता हीह 
इसके अलावा उसके सब पुण्यो को भी साथ ले जाता हे । अतिथि तो देवता होता है ।' | 
बिलाव के इन उपदेशों को सुनकर गौध ने कहा, "बिलाव मांस का भूखा होता 
है । यहाँ पर पक्षियों के बच्चे है । इसलिए मेँ एेसा कहता हूं ।' 
पक्षियों के लोभ कौ बात सुनकर बिलाव धरती छू कर ओर कान पकड़ कर 
बोला, "मैने धर्मशाख को पढ़कर ही इस चान्द्रायण व्रत को धारण किया है । धर्मशाख 


से कहा, 





संस्कृत की नीति-कथाएं ओर लोक-कथाएं १२५ 


ही हमें बताते हैँ कि "अहिंसा सब धर्मौ मे सबसे बड़ा धर्म हे ।' किसी प्रकार को हिंसा 
न करने वाले ओर सबको जगह देने वाले प्राणियों को सीधे स्वर्गं मिलता है । जंगल में 
स्वतन्रता से रहते हुए जो घास खाकर अपना पेट भर लेता हे, इस पापी पेट के लिए 
भला वह किसी की हिंसा क्यों करेगा ?' 

इस तरह गीध को पूरा यकीन दिलाकर वह बिलाव भी उस पेड के एक कोटर 
में रहने लगा। कुछ दिन बाद छिपे-छिपे वह चिडियों के बच्चों को मारने लगा। अब 
हरएक दिन वह चिडियों के बच्चो को मार कर खा जाने लगा। जिनको अपने बच्चे 
घोसलों मे न मिलते बे चिद्या दुःखी होकर उन्हे इधर-उधर खोजते फिरते । 

बिलाव को भी अब यकीन हो गया कि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं हे । 
एक दिन वह चुपके ही वहं से नौ-दो ग्यारह हो गया। उसके एकाएक गायब हो जाने 
के नाद चिडियाँ उसके कोटर मे गयीं । वहाँ उन्होने अपने बच्चों के पंख पड़ हुए पाये। 

चिडियों को बिलाव पर नही, बृढ गीध पर शक हुआ। उन्होने सोचा इसी ने 
हमारे बच्यों को मारा हे । पक्षियों ने मिलकर बेचारे बद गीध को मार डाला। 

इस कथा के अन्त मेँ नारायण पण्डित ने लिखा है, "जिसके कुल-शील का 
अता-पता नहीं, उसे जगह नहीं देनी चाहिए्‌। अगर कोई एेसा करता है तो वह नृदे 
जरद्गव गीध को तरह वे मौत मारा जाता हे।' 


कथासरित्सागर से 
स्वगं के लड 

एक मठ मे बहुत-से मूर्खं रहा करते थे। उनका मुखिया बड़ा बहुरुपिया था। 
एक दिन वह एेसी जगह जा पहुंचा जहाँ कथा हो रही थी । उस दिन व्यासजी ने अपनी 
कथा में सुनाया कि जो कोई भी धर्मात्मा पुरुष इस जगह पर तालाब खुदवाता है, उसे 
ॐ मे बडा फल मिलता हे । 

इस कथा को सुनकर मूर्खराज मुखिया के मन में यह इच्छा पैदा हुई कि क्यो न 
एक तालाब बनवा कर परलोक का सुख प्रा करू ? धन कौ उसके पास कमी नही 
थी । देखते ही देखते उसने व्यासजी के कहे स्थान पर बड़ा भारी तालाब खुदवा दिया । 
कुछ दिनों मेँ तालाब बन कर तेयार हो गया। 

ूर्खराज मुखिया एक दिन बड़ी उमंग से अपना तालाब देखने आया। वहं वह 
क्या देखता है कि तालाब की बालू बिखरी हुई हे। दूसरे दिन भी उसने जाकर देखा कि 
तालाब के किनारे का एक हिस्सा किसी ने उधेड्‌ डाला है । तब तो उसके मन मे बड़ी 
चिन्ता हई कि यह क्या बात है । रोज-रोज एेसा कौन करता है। ' अच्छा, कल मै बड़े 
तडके हौ आ जाऊंगा । भोर से लेकर सायंकाल तक यहीं बैठा रहुगा । देखँगा कि यह 
किसकी करामात हे" इतना सोचकर बह घर चला गया। 

दुसरे दिन वह नडे तड्के ही तालाब पर आ जमा। थोड़ी ही देर मे उसने देखा। 
आकाश से एक वृषभ (बैल) उतरा ओर तालाब का किनारा खोदने लगा। यह देखकर 

















१२६ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ समय तक मूर्खराज वैल को वैसे ही एकटक 
देखता रहा । एक-एक करके उसके मन मेँ विचार आया। उसने सोचा निश्चय ही यह 
कोई स्वर्गं का बेल है । इसलिए क्यों न इसके साथ स्वर्गलोक की सैर की जाय । इतना 
सोचकर छिपे-छिपे वह वृषभ के पास गया। जाते ही उसने कस कर उसकी पछ 
पकड ली । वृषभ चौका । उसने अपनी प हुडाने के लिए बडी कोशिश की । लेकिन 
उसको हठ को जानकर वृषभ भगवान्‌ मूर्खराज के लिए ऊपर उठे ओर क्षण भरमें ही 
अपने लोक केलाश धाम में पहुंच गए। ऊपर कैलाश धाम मे खाने-पीने का अच्छा 
प्रबन्ध था। वहो के लडओं का तो कहना ही क्या । मुखिया को जब वे खाने को मिले 
तो उसको तबीयत फिर लौटने की न हुई । 
इधर वृषभ भगवान्‌ हरएक दिन केलाश से उतर कर भू-लोक की सैर करते। 
मुखिया मूर्खराज केलाश के अच्छे-अच्छे भोजनं को खाकर जब अघा गया तो एक 
दिन उसे अपने भाई-बन्धुओं को देखने कौ लालसा हुई । उसने विचारा कि वृषभ 
भगवान्‌ कौ पूंछ पकड़ कर अपने घर को हो आऊँ । फिर उसी तरह यहौँ चला 
आऊ्गा। उसने वृषभ भगवान्‌ से भू-लोक पर चलने कौ प्रार्थना की । वृषभ भगवान्‌ ने 
उसकी बात मान ली। वह जैसा गया था, वैसा ही धरती पर उतर आया। 
धरती पर उतरते ही वह उमंग से अपने मठ कौ ओर लपका। मठवासी 
मूर्खमण्डली को एकाएक ही अपने मुखिया को इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर बडी 
खुशी हुई । उन्होने उसको चारों ओर से घेर लिया ओर उसको भैटने लगे। बडे चाव से 
उन्होने अपने मुखिया को इतने दिनों कौ यात्रा का हाल पृछठा। मुखिया ने अपना सारा 
वृत्तान्त क्रमवार कह सुनाया 2 
अपने मुखिया को बातों को सुनकर सारे मूर्ख बडे खुश हुए। उन्होने भी 
कैलाशधाम जाने ओर भरपेर लङ्‌ खाने को अपनी इच्छा अपने मुखिया के सामने रखी। 
इस पर मुखिया ने उन्हें धीरज बधाया। बहुत जल्दी ही उन्हें कैलाशधाम को ले जाने 
को तस्टी दी। उसने कहा, "देखो मेरे साथियो, जब वह बैल फिर आयेगा तो मेँ तुरन्त 
ही उसकौ पूंछ पकड़ लूंगा । तुममे से एक मेरी रंगे पकड लेना। फिर दूसरा उसकी 
टोगो पर तुल जाना। इसी प्रकार सब एक-दूसरे की यँगों पर लटक जाना। हम सभी 
एकसाथ उड चलेगे ओर थोडी ही देर में कैलाश पहं च जायेंगे ।' 
इस तरह अपनी बात को ठीक से समज्ञा कर मुखिया अपने साथियों सहित 
तालाब के किनारे आ डटा। अपने समय पर वृषभ महाराज धरती पर उतरे। उसको 
देखते ही मुखिया लपक कर भागा ओर उसने बैल कौ पुंछ कस कर पकड़ ली । इतने 
ही में दूसरा, तीसरा ओर चौथा; जितने भी वे थे, एक-दूसरे कौ रोगों पर लटक पडे। 
उनकौ एक बड़ी भारी कतार बन गयी । वृषभ महाराज इस कदर बडी आफत में फेस 
गये । वे बड़े हड़बड़ाए। लेकिन भक्तों कौ हठ से लाचार होकर उन्हें उडना ही पडा। 
आकाश मेँ नैल कौ पू पकडे इन मूर्खो को जिसने भी देखा वही हंसते-हंसते 
लोट-पोट हो गया। मूर्खमण्डली अपनी इच्छा पूरी हुई जानकर भीतर ही भीतर खुश 


संस्कृत की नीति-कथाएँ ओर लोक-कथाण १२७ 


हुई । आकाश पर उडते हुए वे धरती की सुन्दर छटा देखकर फूले न समा रहे थे। उन्हे 
धरती के सभी मनुष्य बड़े ही छोटे ओर तुच्छ दिखाई दे रहे थे। स्वर्गं के लड खाने कौ 
याद से ही उनके मुख में पानी भर रहा था। 

उनमें से एक मूर्खं इस भीतरी खुशी को खोल ही बेठा। उसने अपने मुखिया से पृछा, 
^महन्त जी । यह बतलाये कि स्वर्गं मे आपने जो लइ खाये हं वे कितने बड़े-बड़े थ।' 

मुखिया जी खुशी ओर आनन्द में फूले हुए थे। उन्हें तन-मन कौ कुछ भी सुध 
नहीं थी। वे अपने साथियों को स्वर्गलोक की बातों को बताने में सब कुक भूल गये 
थे । अचनाक ही अपने साथी कौ इस बात को सुनकर उन्होने हाथों से लड्‌ कौ शक्ल 
को ज्यों ही बताना चाहा कि वे सबके सब बेल कौ पुंछ से द्ूट कर धड़ाम से धरती 
की ओर लुढक पडे। गिरते ही सभी मूर्ख सीधे ही स्वर्गधाम पहुंच गए। स्वर्गं के 
लङ्ओं कौ लालसा ने उनके प्राण के लिये। इस कौतुक को देखकर लोग ठहाका मार 


कर हंसने लगे। 
1) 











७ 
काश्मीर व्ा अवदान : कल्टण 


संस्कृत को इस कहानी को ' पंचतन्त्र', ' हितोपदेश' ओर कथा सरित्सागर' ने 
नया मोड़ दिया। उसको नयी जीवनी-शक्ति दी, जिससे कि जनमत में उनका प्रचार- 
प्रसार हुआ। उनकी यह लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि न केवल अपने देश में, बल्कि 
विदेशों में भी उनको अपनाया ओर सराहा गया। 

एेसा ही एक सराहनीय कार्य संस्कृत में ओर हुआ। उसका श्रेय है कल्हण 
पण्डित को। कल्टण काश्मीर के निवासी थे। उस काश्मीर के, जो कि पिछले कई सौ 
वर्षो तक विद्या ओर धर्म का केन्द्र बना रहा। जिस धरती ने संस्कृत को बडे-बडे 
लेखक दिए, जिस धरती पर बडे विद्वन्‌, प्रतापी ओर वीर राजा पैदा हुए । कल्हण उसी 
काश्मीर के अवदान या गौरव थे। 

उनको यह गौरव उनको पुस्तक "राजतरगिणी' के कारण मिला। सारे संस्कृत 
साहित्य में इस बेजोड पुस्तक को लिखकर कल्हण ने अपना नाम अमर किया । उनको 
इस पुस्तक मेँ काश्मीर के उद्‌ हजार वर्षो का इतिहास लिखा हुआ है। आज 
" राजतरंगिणी' कल्हटण ओर काश्मीर को ही नही, बल्कि भारत ओर भारतीय संस्कृति 
की महान्‌ थाती हे । 

कविता को भाषा मे इतिहास कौ सच्ची घटनाओं को नधना कोई सरल काम न 
था। अपने इस कार्य कौ कठिनाइयों का जिक्र कल्हण ने खुद ही किया है| आदिकवि 
वाल्मीकि ने "रामायण" के रूप में संस्कृत को अजर-अमर वरदान दिया। कल्हण ने 
 राजतरगिणौ ' लिख कर वही बेजोड मिसाल सामने रखी । कविता की भाषा मेँ कथा 
कौ रोचकता के साथ-साथ इतिहास के तथ्यों को गथ कर कल्हण ने संस्कृत को एक 
अनमोल रत्र दिया। इस अनमोल रत्र को पाकर संस्कृत कौ इस कहानी मे चार-चाँद 
लग गये। 


कल्टण ओर उनका युग 
जीवनी ओर समय 
कल्हण का नाम संस्कृत के कुछ इने-गिने कवियों मे है। वे काश्मीर के ही 
अवदान या गौरव नही, सरि देश के सिरमौर हँ । भारतीय साहित्य को उन्होने एक एेसी 
रोशनी दी, जिसने उसका कोना-कोना जगमगा दिया। संस्कृत भाषा को उन्होने नया 
आलोक दिया, नयी राह दीं। 


काश्मीर का अवदान : कल्हण १२९ 


वे आज नहीं रहे लेकिन अपने देशवासियों के मन पर उनकी छाप अमिरहै। .. 
उन्होने एकसाथ दो कार्य किये । एक ओर तो संस्कृत साहित्य के इतिहास की लुञ्चती ` 
हुई रोशनी को फिर से चमकाया ओर दूसरी ओर आगे को पीढियों के लिए नया रास्ता 
बताया। वे इस देश की पुरानी परम्परा के पोषक ओर नयी परम्परा के पिता थे। वे एक 
एसे सेतु या पुल थे, जिन्होने दो युगो को एकसाथ मिलाया। 

काव्य, नाटक ओर कथां हमारे साहित्य कौ पुरानी थाती थीं । उनके बारे मेँ 
हमे पर्याप जानकारी थी। लेकिन इतिहास क्या होता है। उसे कैसे लिखा जाता हे। 
उसको लिखने के लिए क्या-क्या साधन चाहिए। ओर उसको लिखने का क्या लाभ 
हे । इन सारी बातों को पहले-पहल हमें कल्हठण ने ही बताया । इतिहासकार के कार्यो 
ओर जिम्मेदारियों कौ बातें भी हमें उन्हीं से मालूम हुई । 

कल्टण ने संस्कृत कौ एक बडी भारी कमी को पूरा किया। उनको इस सूञ्ञ- 
लूञ्ञ ओर साहस कौ सारे संसार के इतिहासकार प्रशंसा करते है । संस्कृत को उन्होने 
एक महान्‌ ओर नयी विरासत दी। इसलिए वे काश्मीर के ही नही, सारे देश के गौरव 
माने गये। 

जँ तक कल्हण की जीवनी का प्रश्न है, उनके बारे मेँ कुछ ही बातें जानने 
को मिलती हे । 

वे काश्मीर में पेदा हुए थे। पारिहसपुर उनका जन्मस्थान था। ११०० ई. मे, 
अर्थात्‌ आज से नौ-सौ वर्ष पहले, वे पैदा हुए। राजा जयसिंह के समय तक वे जीवित 
रहे । राजा जयसिंह ने ११२९ से ११५० ई० तक राज्य किया। ' राजतरंगिणी ' के नावन 
राजाओं मे राजा जयसिंह ही आखिरी राजा थे। 

कल्हण के पिता का नाम चम्पक था। वे भी बड़े विद्वान्‌ थे। उनके चाचा का 
नाम कनक था। वे भी बड़े पण्डित थे। कल्हण के पिता महाराज हर्ष के महामात्य ओर 
चाचा राजकवि थे। कल्हण के गुरु का नाम अलकदत्त था। वे शैव मत को मानते थे 
ओर बौद्धधर्म में उनका उतना ही आदर था। 


राजतरंगिणी 

कल्हण के नाम को अमर बनाने वाली उनको एकमात्र पुस्तक है । उसका नाम 
हे ' राजतरंगिणी ' । ' राजतरंगिणी ' अर्थात्‌ राजाओं कौ नदी। कल्हण ने उसे दक्षिण कौ 
गोदावरी नदी बताया है । गोदावरी नदी कौ अनेक तरंगे जेसे उसकी महिमा को बताती 
है उसी प्रकार ' राजतरंगिणी' कौ आठ तरंगे भी काश्मीर के राजाओं कौ महिमा का 
बरखान करती हे । 

' राजतरंगिणी ' इतिहास कौ पुस्तक है । उससे पहले ओर उसके नाद भी संस्कृत मे 
इतिहास पर पुस्तकं लिखी गयीं । लेकिन ' राजतरंगिणी ' कौ तुलना किसी से नहीं को जा 
सकती है । सारे संस्कृत-साहित्य मे वह बेजोड़ पुस्तक है । उसे कल्हण ने दो वर्षो मे लिखा। 
११४८ ई० मे उसको उन्होने लिखना शुरू किया था ओर १९५० ई० मे पूरा किया। 











१३० संस्कृत साहित्य को कहानी 


अपनी इस बात को लिखने के लिए कल्हण को अनेक तरह कौ सामग्री जुटानी 
पडी । कई पुस्तके उन्होने पदीं । उनकी संख्या ग्यारह थी । वे सभी इतिहास की थीं । 
' राजतरंगिणी ' में उन्होने उनका नाम गिनाया। है । वे सभी पुस्तक अब नहीं मिलती है । 
इसके अलावा उन्होने सेकडों दान-पत्रो, प्रशस्तयो, शिलालेखों सिक्षों ओर 
हस्तलिखित पोथियों को भी बारीकी से देखा है। उस युग के लिए यह कार्य बड़ी 
मेहनत का था। | 
जेसा कि ऊपर बताया गया है 'राजतरंगिणी' मे आठ तरंगे है याने आढ 
अध्याय या पाठ । पहली चार तरगों मे पुराण-काल से लेकर नागवंश के राजाओं का 
इतिहास बताया गया हे । पांचवीं तरंग में वर्माविंश के राजाओं का हाल है । छठी तरंग में 
पशकर राजा से लेकर छिदा नाम को रानी तक का इतिहास है सातवीं तरंग में 
अनन्त-कलश ओर हर्षं जैसे यशस्वी राजाओं का वर्णन है। अन्त की आटवी तरंग में 
उञ्जव, सुस्सल ओर जयसिंह आदि राजाओं का हाल बताया गया है। 
अपनी इस पुस्तक मेँ कल्टण ने पुराण-काल से लेकर शरवीं सदी तक का 
इतिहास लिखा टै । यह इतिहास लगभग डद हजार वर्षो का है। उसमे काश्मीर के 
बावन राजाओं का इतिहास कहा गया है । इन बावन राजाओं में राजा गोनन्द से लेकर 
राजा सुस्सल के पुत्र राजा जयसिंह के बारे मेँ बताया गया है । इन डेढ हजार वर्षो के 
भीतर काश्मीर के जितने राजा हुए उनका वर्ष, महीना ओर दिन का हिसाब बेठाया 
गया हे । विश्व साहित्य मे इतिहास लिखने का यह तरीका नया ही नही प्रशंसनीय भी 
है । कल्हण के इस कार्य को इसलिए भी सराहा गया है कि उन्होने तिरति की बात 
को गद्य मे नही, बल्कि पद्य मेँ लिखा है । सच्ची घटनाओं ओर तारीख को कविता में 
बेठाना जितना कठिन है उतना गद्य में नहीं । 
अपने इस कठिन कार्य को उन्होने खुद ही महसूस उन्होने 
“हो सकता है, मेरी इस पुस्तक को भारवि ओर माघ 1 री) ~ 
उतना न सराहा जाय । उसका कारण यह है कि मुञ्ञे लम्बी-चौडी वैतरणी या 4 
पार करनी थी । फिर भी इस जिम्मेदारी के कार्य को पूरी तरह निनाहने चन कठ जो 
बाकी न रखा ।' नि? 
कल्हण ने काश्मीर के इतिहास को बताने मे ही अपना ध्यान रखा । लेकिन 
उसमें अपने-आप ही वहं के सारे जन-जीवन का अपनापन निखर उटा। काश्मीर 
भूमि की रमणीय प्रकृति कौ शोभा उसमे खिल उठी । वहँ के पर्वत, नदी. नाले रे 
न्लील, नगर गोव, मठ, मन्दिर ओर फूल-फलों कौ सुन्दर ज्ाकियो अनायास ह 
जगमगाने लगीं । इस माने मेँ राजतरगिणौ ' काश्मीर का विश्वकोश बन गयी । 
कल्हण ने इतिहास को संकरी पंगडण्डियों पर काव्य कौ जो सरस धारा बहाई 
उससे इस देश का जन-मानस तप्त हो गया। काव्य ओर इतिहास का जो सुन्दर मेल 
कल्हण ने किया है उसको तुलना नहीं । 


एक सच्चे इतिहासकार कौ तरह कल्हण ने जीवन कै हर हिस्से को बडी 





काश्मीर का अवदान : कल्हटण १३१ 


बारीकौ से देखा । एक इतिहासकार को जैसा निडर ओर सच्चा होना चाहिए, पक्षपात से 
अद्ूता होना चाहिए, कल्हण कौ लेखनी मे ये सभी बातें देखने को मिलती हँ । जिस 
राजा हर्ष के दरबार में वे रहे उसके जीवन ओर शासन के बारे में भी उन्होने कोई 
पक्षपात नहीं किया। हर्ष कौ भलादयों कौ ही तरह बुराइयों को खुल कर कहा] एक 
इतिहासकार कौ उन्होने पूरी जिम्मेदारी निभाई । यही बात राजा जयसिंह के बारे में भी 
देखने को मिलती हें । 

'राजतरंगिणी ' के शुरू मे उन्होने अपनी सफाई देते हुए लिखा है- 

"कथा बहुत लम्बी न हो जाय, इस डर से मै बहुत सी बातों को नहीं कह 
पाया। फिर भी मैने जगह-जगह पर बहुत सारी बातों को कह दिया है । उनसे पाठकों 
का मनोरंजन अवश्य होगा। वे कवि धन्य हँ, जिनकी वाणी में किसी तरह का कूट- 
कपट नहीं है । वे ही कवि सच्चे इतिहास को बता सकते हैँ । जनता के सामने इतिहास 
को सच्वाइयों को रखना कोई सरल काम नहीं है। मैने भरसक कोशिश की है कि 
अपने इस इतिहास में सच्ची बातों को कहूं । मेने पुराने इतिहासो का सार लेकर इसे 
लिखा है । मेरी इस पुस्तक से सभी पाठकों को आनन्द मिले, इसका मेने पूरा ध्यान 
रखा है । 

उन्होने लिखा है, "इतिहासकार के अलावा एेसा कौन है, जो भूतकाल कौ बातों 
को वर्तमान मे लाकर रखे। उसकी सूञ्ज-समङञ्ञ बडी गहरी ओर नजरे बड़ी तेज होती 
है । वह उन बातों को देखता ओर समञ्जता है, जिन्हं दूसरा नहीं देख ओर समञ्च पाता ।' 

कविता के बरे मे कल्हण कौ अपनी अलग धारणा है। कविता को उन्होने 
अमृतरस कहा है । "इस अमृतरस को देने वाले कवियों का यश अमर हो जाता हे । यहां 
तक कि इस अमृतरस का पान करने वाले पाठक भी अमर हो जाते हँ ' 

एक इतिहास में जितनी बातें होनी चाहिए वे सब ' राजतरगिणी ' मे हैँ । कल्हण ने 
हरएक राजा की सल्तनत का वर्ष, महीना ओर दिन गिनाया है । इसके अलावा प्रत्येक राजा 
के समय कौ सामाजिक दशा कैसी थी इसको भी चर्चा की हे । प्रजा के लिए उसने क्या 
किया । प्रजा का उस पर कितना यकोन था। इन सभी बातों को खास तौर से बताया। 
काश्मीर मे समय-समय पर जो उलट-फेर हुए उनका भी व्यौरा दिया गया है। 

इस पुस्तक में काश्मीर के राजाओं का इतिहास कहा गया है । लेकिन इसके 
अलावा भी उसमें कई बातें हैँ । संस्कृत के कई कवियों के बरे मे हम अनजान ही रह 
जाते, अगर कल्टण ने कुछ न कहा होता। इसी तरह कल्हण के इस इतिहास में ही हमें 
एेसी पुस्तकों के नाम भी देखने को मिलते है, जो आज नहीं है । 

जहां तक कल्हण की शैली का सवाल है, वह बड़ी ही रोचक है । उनका यह 
इतिहास एक उपन्यास की तरह है। जहां से खोलिए, पाठक उसमें डूब जाता 
है । उसके वर्णन बड़ मार्मिक हैँ । कल्हण ने एक जगह नरक का वर्णन करते हुए 
लिखा है- 

जिस आदमी ने बिलखते हुए अपने पुत्रों को देख लिया, दूसरे की दासी बनी 
अपनी स्त्री को देख लिया, विपदा में पड़ हुए अपने मित्र को देख लिया, चारा न मिलने 








१३२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


के कारण रभाती हुई गाय को देख लिया, दवा-दारु न नसीब होने के कारण अन्तिम दम 
तोडते हुए अपने माता-पिता को देख लिया, ओर अपने स्वामी को लडाई में हारते हुए 
देख लिया, उसे मरने के बाद नरक में इससे बदतर क्या देखने को मिलेगा ? 
“राजतरगिणी' काश्मीर का इतिहास होते हुए भी इस देश की पुरानी संस्कृति 
का दर्पण है। उसमें प्राचीन भारत के धर्म, रहन-सहन, समाज ओर राजनीति के सजीव 
चित्र देखने को मिलते हैँ । उस युग के रीति-रिवाजों का बहुत सुन्दर चित्रण भी उसमें 
देखने को मिलता है । 
काश्मीर का अब तक जो महत्व था, आज भी उसका उतना ही महत्व हे । 
काश्मीर की यह पुरानी कहानी देश के आज के जीवन से जुड गयी है। आज नये 
काश्मीर का जन्म हो रहा है । उसका इतिहास बहुत बदल रहा है । इस नये इतिहास के 
ले में भी कुछ जान लेना चाहिए। 


काश्मीर क्छी विशेषता 
जिस काश्मीर में कल्हण पैदा हुए उसके बारे मे भी कुछ जान लेना जरूरी है। 
अपनी ' राजतरंगिणी ' मेँ कल्ठण ने काश्मीर देश के इतिहास की विशेष चर्चा की है । 


पुस्तक के शुरू मे उन्होने लिखा है- 


“हिमालय पर सतीसर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था । वहाँ जलोद्भव नाम 
का एक राक्षस रहता था। जलोद्भव उसका इसलिए नाम पड़ा कि बह उसी तालाब से 
पैदा हुआ था। उससे भी पहले कश्यप ऋषि उस सतीसर तालाब के पास तप करते थे। 
कश्यप ऋषि सूर्य भगवान्‌ के पिता थ। 

एक नार कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव से प्रार्थना की कि वे उस 
रक्षस को मार दें । यह प्रार्थना उन्होने इसलिए कौ कि वह राक्षस ऋषि को कई तरह ५ 
की यातनां दे रहा था। ऋषि के कहने पर तीनों देवताओं ने राक्षस को मार दिया। 

उसके बाद कश्यप ऋषि ने उस सतीसर तालाब के चारों ओर एक नगर 
बसाया। कश्यप ऋषि के द्वारा बसाये गये इस नगर को बाद मे काश्मीर नाम दिया र 
गया। नागों के राजा नीलनाग ने उस नगर कौ रक्षा का जिम्मा लिया। पार्वतीजी ने उस 
पर अपनी कृपा बनाये रखी । # 

धीरे-धीरे यह काश्मीर स्वर्गपुरी बन गया। अनेक तरह कौ मणि-मुक्ताओं ओर 

रत्नों से वह भरपूर हो गया। वहाँ पाप का नाम नहीं । धर्म ओर पुण्य ही देखने को 
मिलते है । सरस्वती वहाँ स्वयं विराजमान हं । चारों ओर बने मन्दिर देखने को मिलते 
है । वे सभी तीर्थं बन गये। 

इस काश्मीर कौ धरती को केवल पुण्य के बल पर हौ जीता जा सकता है। 
सेना ओर अस्त्र-शस्त्र से उसे नहीं जीता जा सकता। वरां के रहने वाले लोग अगर 
किसी बात से डरे हैँ तो परलोक से। किसी तरह के शत्रु या दुश्मन की उन्हे कोई 
परवाह नहीं है । 

इस काश्मीर भूमि की महिमा ही अपार है । सूर्यं के पिता कश्यप ऋषि ने उसे 





काश्मीर का अवदान : कल्टण १३३ 


बनाया ओर बसाया। इसलिए गरमी के दिनों में सूर्य उसे तपाता नहीं । वहोँ बड़े-बड़े 
विद्यापीठ है । वह तरह-तरह के फल-फूलों से शोभित है । स्वर्गं के सभी भोग वहां 
मिल जाते हें। | 

कल्हण ने काश्मीर का जो इतिहास बताया है उसमें तनिक भी ज्जूठ नहीं हे । 
पुराने जमाने कौ तरह आज भी उसकी ख्याति हे । 

काश्मीर को आज सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता हे । पिछले कई सौ वर्षो तक 
वह इस देश के सबसे बडे ज्ञान-केन्द्रौ मे से एक था। विद्या ओर धर्म दोनों का वह 
तीर्थं माना जाता था। संस्कृत साहित्य मे उसको विद्वानों की भूमि बताया गया है । आज 
जिस प्रकार हम धर्म की भावना से प्रेरित होकर तीर्थो में जाते है, उसी तरह पुराने 
जमाने में ज्ञान की भावना से प्रेरित होकर लोग काश्मीर जाया करते थे। काश्मीर इस 
देश का ज्ञानतीर्थं था। 

संस्कृत साहित्य के लिए काश्मीर कौ बहुत बडी देन है । वहां कई कवि हुए्‌। 
इतिहासकार हए। आचार्य हुए। उन्होने सैकड़ों पुस्तके लिखीं। संस्कृत का सारा 
काव्यशास्त्र काश्मीर में ही लिखा गया। अगर इन सारी पुस्तकों को छट कर अलग 
किया जाय तो उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। 

पण्डितो ओर विद्वानों की बात अलग है। वहाँ जितने राजा हुए उन्होने भी 
पुस्तक लिखीं। सच तो यह है कि श्री, याने लक्ष्मी ओर सरस्वती को यदि एकसाथ 
देखा जा सकता है तो वह काश्मीर भूमि से ही। 

काश्मीर के काव्यप्रेमी एवं काव्यकार राजाओं में हर्ष, मातृगुपत, प्रवरसेन, 
जयापीड, चन्द्रापीड, यशस्कर ओर लयरसिंह का नाम इतिहास में अमर हँ । 

काश्मीर के राजाओं के काव्यप्रेम ओर विह्ानों के लिए उनकी अभिरुचि के 
बरे मे कल्हण ने करई बातें कही हैँ । राजा जयापीड के सम्बन्ध में उन्होने लिखा है- 

जिस प्रकार धरती में समा गयी वितस्ता नदी को कश्यप महर्षिं ने काश्मीर में 
फिर से प्रकट कर दिया था, उसी प्रकार का काम राजा जयापीड ने किया। उसने 
काश्मीर देश में लुप्त हुई विधाओं को फिर से जीवित किया। उसने अपने दरबार मे 
बडे-बडे विद्वानों को रखा । उनके जरिये देश में शिक्षा को फेलाया। देश के कोने-कोने 
से विद्वानों को काश्मीर में बुलाया। उनसे व्याकरण महाभाष्य का प्रचार करवाया । खुद 
भी उसको पटा ।' 

विद्या ओर विद्वानों का उसे बडा शौक था। उसे राज-पद की अपेक्षा पण्डित 
पद अच्छा लगता था। अपने इस शौक को पुरा करने के लिए उसने सारे देश के 
विद्वानों को अपने यहाँ बुला लिया। उससे सारे देश में विद्वानों का अकाल पड गया। 

विद्वान्‌ दामोदर गुप्त उसका प्रधानमन्त्री था। आचार्य वामन उसका मन्त्री था। 
महापण्डित उद्धर उसको राजसभा का सभापति था। उसे एक दिन का एक लाख 
दीनार वेतन दिया जाता था। इसके अलावा अनेक विद्वान्‌ उसकी राजसभा के रल थे। 

इसी तरह राजा हर्ष के बारे में कल्हण ने लिखा है, वह राजा लक्ष्मी के वश में 








१२४ संस्कृत साहित्य को कहानी 





नहीं था। वह गुणी लोगो के वश में था। इसलिए उसके चारों ओर गुणी लोगों का 
जमघट लगा रहता था। उसके राज्य में धनियों कौ अपेक्षा गुणियों का दर्जा बड़ा था। 
राजा के पास गुणी लोग बेरोक-टोक आते-जाते थे ।' 
सच तो यह है कि काश्मीर के राजाओं ओर विद्वानों के नामों की सूची बहुत | 
लम्बी है। उन्होने जो काम क्यिवे भी कई तरह के हैँ। काश्मीर की उसी लम्बी | 
पण्डित परम्परा का अमर नाम प्रस्तुत किया है कल्हण ने, जो महाकवि ओर 
इतिहासकार दोनों है । 
इस देश के इतिहास मेँ काश्मीर ही एक एेसा प्रदेश है, हरेक युग में जिसकी 
कोई न कोई विशेषता रही है । हमेशा की भांति आज भी हमारे लिए उसका विशेष 
| महत्व है । लेकिन आज उसकी जो स्थिति है वह पहले से कु अलग हे। इतना ही 
| नही, अब तक इतिहास मे उसका जो रूप रहा है, आज की परिस्थितियों से उसका 
| कोई मेल नहीं बैठता। | 
काश्मीर के बारे में ऊपर हम करई बातें पट चुके है । इसके अलावा भी बहुत | 
सारी बाते हे । भारत के दूसरे प्रदेशों कौ अपेक्षा काश्मीर की हालत कुक अलग है। | 
हमारे लिए यह बड़ी खुशी कौ बात है कि इस देश के साथ उसके सम्बन्धो की 
परम्परा बहुत पुरानी है । उसका अपना इतिहास है। अपनी परम्परां हँ । वे मौखिक 
नहीं लिखित ह । हम जसा चाहे, वैसा नहीं रह सकते है । उसके प्रमाण है, पवके 
आधार हं । उनको मानकर ही काश्मीर की समस्या को सुलज्ञाया जा सकता हे। 
काश्मीर के इतिहास में हमारी इस शती ने एक नया अध्याय जोड़ा है । इस नये 
अध्याय को भूमिका ताशकन्द मे लिखी गयी। हमारे स्वगीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर 
शाख्री के हाथों से उसका श्रीगणेश हुआ। भारतीय इतिहास मे, ओर खास तौर से 
काश्मीर के इतिहास मे हमारे इस देशभक्त ओर साहसी नेता का नाम स्वर्णं अक्षरों में 
लिखा जायेगा । 
` राजतरंगिणी' में काश्मीर के बावन राजाओं का इतिहासं कहा गया है । हरेक 
राजा के समय को घटनाओं को कल्हण ने बड़े सुन्दर तरीके पर सिलसिलेवार सजाकर 
रखा हं । ये सभी घटनाएं इतिहास की स्वाहया पर परखी ओर कसी गयी है। इतिहास 
से गुंथी होने पर भी वे इतनी सरस, सरल ओर दिलचस्प है कि एक बार शुरू करने 
पर आगे-आगे उनका चाव बढ़ता ही रहता है। उनको पठते हुए मन ऊनता नहीं 
उसका कारण यह है कि उनमें उपन्यास की रोचकता ओर कहानी कौ उत्सुकता, दोनों 
का समावेश है। 








| 
| 
1 


| ततो । 


| 


८ 


उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य 


संस्कृत कौ इस कहानी में उत्कर्षं युग के अन्तिम महाकवि श्रीहर्ष ओर उनके 
"नैषधचरित ' के बरे मे हम पीछे पट चुके हँ । इस उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य कौ 
पृष्ठभूमि कौ रचना श्रीहर्ष कौ कविता से ही हो चुको थी। श्रीहर्षं से पहले कविता के 
दो रूप सामने आ चुके थे। कविता का एक रूप वह था, जिसमे जन-मन की भावना 
को महत्व दिया गया था। कविता का दूसरा रूप वह था, जिसमें करतब दिखाना ओर 
पण्डिताई बघारना ही सबकुछ समञ्चा जाने लगा था। कविता का पहला रूप कालिदास, 
बाण ओर भवभूति की पुस्तकों में देखा जा सकता है । कविता का दूसरा रूप भारवि, 
माघ ओरं श्रीहर्ष की पुस्तकों से सामने आया। 

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य के अधिकतर कवियों ने श्रीहर्ष के आदर्श पर 
कविता लिखी । इसलिए बारहवीं शताब्दी के बाद का संस्कृत साहित्य अपकर्ष युग का 
सूचक है । कविता के रूप में कवियों का ध्येय अब कौशल तथा चातुरी दिखाना भर 
रह गया था। 

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य कौ इन परिस्थितियों मे भी कुछ कवि एेसे अच्कूते 
रहे, जिन्होने अपने को समय की धारा में नहीं बहने दिया। उन्होने वाल्मीकि, 
कालिदास, बाण ओर भवभूति के महान्‌ आदर्शो का अनुसरण किया। कविता की वाणी 
से लोकमानस को गुलजार बनाये रखने वाले इन महान्‌ कवियों मे जयदेव, बिल्हण 
ओर पण्डितराज जगन्नाथ का नाम अमर है। ये तीनों कवि संस्कृत की इस लम्बी 
कहानी के अन्तिम बिन्दु है । 


जयदेव ओर उनका युग 
जीवनी ओर समय | 
उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में जयदेव का नाम पहली श्रेणी के कवियों मे है । 
उनके जीवन के बरे में दो-एक बातें ही जानने को मिलती हैँ । वे बंगाल केन्दुविल्व 
गोव में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम रामादेवी या राधादेवी ओर उनके पिता का 
नाम भोजदेव था। उनको स्त्री का नाम पद्मावती था। वह भी अपने पति की तरह पदी- 
लिखी थीं। नाच-गाने में बड़ी निपुण थीं। बंगाल मे आज की ही तरह तब भी 
लड़कियों को संगीत ओर नृत्य कौ शिक्षा दी जाती थी। जयदेव ने स्वंय लिखा है- 
पद्मावती चरणचारणचकवती १-२ 











| 


नन 


१३६. संस्कृत साहित्य को कहानी 


उनको पती उनके लिखे गीतों को ताल में बोध कर नृत्य करती थीं। 
जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजकवि थे। बंगाल के सेनवंश का यह 
अन्तिम राजा हुआ। यह राजा कवियों ओर कविता का बडा शौकीन था। उसके दरबार 
मे जयदेव के अलावा उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्य, श्रुतिधर ओर धोयी कवि रहा 
करते थे। अपने इन सहयोगियों के बारे मेँ जयदेव ने कुछ बाते लिखी हैँ । उन्होने 
लिखा है कि उमापतिधर अच्छी पद-रचना करता था। गोवर्धन भंगार रस का अच्छा 
कवि था। धोयी को विशेषता यह थी कि वह कविताओं का पिटारा था। कई कवितां 
उसको कण्ठस्थ थीं । 
राजा लक्ष्मण सेन ने १११६ ई० के लगभग बंगाल पर राज्य किया। इसलिए 
जयदेव का समय आज से लगभग आठ सौ वर्ष पहले बारहवीं शती मे माना जा सकता है । 


गीतगोविन्द 
जयदेव ने एक पुस्तक लिखी । उसका नाम हे "गीतगोविन्द ' । इसी एक पुस्तक 
के कारण उनका नाम संस्कृत में अमर हो गया है| 
` गीतगोविन्द में बारह सर्ग हे । इस आधार पर उसे महाकाव्य कहा जाना चाहिए। 
लेकिन महाकाव्य में जो बातें होनी चाहिए वे उसमे नहीं हैँ । इसलिए उसे मुक्तक काव्य 
कहना ही उचित जान पड़ता हे । मुक्तक, अर्थात्‌ जिस काव्य की कथा मे कोई सिलसिला 
नही होता। ' गीतगोविन्द' कौ कथा का आधार यद्यपि राधा-कृष्ण है, फिर भी उसको 
जयदेव ने इतिहास के आधार पर नहीं, अपनी कल्पना के आधार पर गढा। 
` गीतगोविन्द" कौ कथा मेँ राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं के चित्र उतारे गये 
है । उनमें कहीं आशा है तो कहीं निराशा, कहीं वियोग हे। तो कहीं मिलन। प्रेम में 
ईर्ष्या, कोप, विरह आदि की जितनी बातें होती हैँ उन सबको इस कथा मेँ उतारा गया 
है । कथा इस प्रकार है- 
शुरू मं श्रीकृष्ण को ब्रज की गोपियों के साथ रासक्रीडा करते हुए दिखाया गया 
हे । गोपियोँ के साथ कृष्ण का इस तरह रास करना राधा को अच्छा नहीं लगता। उसे 
इस बात को जलन होती है कि उसको छोड दूसरी लड्कियों के साथ कृष्ण इस तरह 
क्यों नाच-गा रहे हँ । वे कृष्ण को अपनी ओर खीचने की कोशिश करती है। राधाकी 
एक सखी कृष्ण के पास जाती है । वह राधा के प्रेम कौ बात बोलती है । लेकिन कृष्ण 
नहीं मानते। वे फिर भी राधा के पास नहीं जाते। राधा को इससे बड़ा दुःख होता है। 
एक रात को जब सारी धरती चांदनी में डूबी होती है, राधा गीत गाती हे। अपने 
गीतों में वह कृष्ण के न मिलने को पीड़ा प्रकट करती है । इसी समय कृष्ण वँ आते 
ह । राधा रूठ जाती है। वह कृष्ण से बात नही करती । राधा की सखी उसको मनाती 
हे । मान छोड़ने को कहती है । वह उसी तरह रूठी रहती है । फिर कृष्ण उसको स्वंय 
ही मनाते है। 
कृष्ण कौ बड़ी मनौती करने पर राधा मानती है। उसके बाद वे दोनों चौँदनी मँ 


घुमते हए एक ओर अकेले मे चले जते हैँ । वहाँ दोनों की प्रेम-भरी बाते होती है। 





उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य १३७ 


राधा अपना शगार करने के लिए कृष्ण से कहती है । कृष्ण अपने हाथों उसका शरंगार 
करते हे । 
यही ' गीतगोविन्द ' की कथा हे । 


जयदेव की कविता 

इस छोरी-सी कथा मेँ जयदेव ने कविता का जो रस भरा है उसके कारण 
उनको उनके युग के कवियों मे पहला दर्जा मिला। उनकी कविता मेँ एकसाथ कईं 
बातें हैँ । उसमें पहली बात तो यह है कि उसे काव्य-ग्रेमियों ने पसन्द किया। लेकिन 
उससे अधिक अपनाया संगीत के रसिक लोगों ने । जयदेव ने अपनी कविता मे काव्य 
की मिठास भरी ओर साथ ही उसे संगीत के स्वरो मे ढला, 

उन्होने एक बात ओर की। अपनी कविता में उन्होने जिस भंगार ओर प्रेम को 
दर्शाया वह साधारण लोगों की रुचि का भी विषय बना ओर भक्त लोगों ने भी उसमे 
अपनी भक्ति भावना को पाया। इस रूप में उन्हें कृष्णभक्त कवि माना जाने लगा ओर 
उसी पंक्ति में उन्हें गिना गया । 

जयदेव की कविता में लोक-जीवन की वाणी है । उनकी कविता पर बंगाल के 
उत्सवो ओर त्योहारों का प्रभाव है। बंगाल में यात्रा उत्सव के समय नाच-नाच कर 
गीत गाने का रिवाज आज भी है। लोक के इन्हीं नाच-गीतों को जयदेव ने अपनी 
कविता में बंधा । इस रूप में जयदेव की कविता सारे संस्कृत में अपनी टंग की अनूटी 
साबित हुई । उसमें काव्य के साथ-साथ संगीत ओर अभिनय का भी पुट दिया गया। 
उनके पहले भी इस तरह के काव्य लिखे जा चुके थे। लेकिन उन्होने लोकं गीतों को 
धुन पर काव्य के भावों को संवारा! उसमें संगीत की संजीदगी देकर एकदम नये रूप 
मे सामने रखा । इसी कारण उनकी कविता को लोक ने अधिक अपनाया ओर लोक में 
उनका सम्मान हुआ। 

जयदेव कौ गणना भंगार ओौर प्रेम के कवियों मे की जाती है। अपनी कविता 
के लिए उन्होने राधा-कृष्ण के प्रेम को अपनाया । इस रूप मेँ शुंगारप्रेमी समाज का मन 
भी उन्होने अपनी ओर मोडा ओर भक्त हदय जनता के भी वे कवि कहलाये। 

जयदेव को कविता मे कल्पना का पुट है। भले ही उनको यह कल्पना 
कालिदास ओर भवभूति के बराबर न हो। लेकिन उनके युग के भर्तृहरि ओर श्रीहर्ष 
की कविता से अवश्य ऊंची है । संस्कृत साहित्य मेँ कालिदास ने “ऋतुसंहार ' ओर 
' मेघदूत ' लिख कर काव्यो मे एक नये प्रकार का बीज बोया। इसे "गीतिकाव्य ' नाम 
दिया गया। “गीतगोविन्द ' इस परम्परा का सबसे सुन्दर काव्य है । 

कुछ लोगों ने * गीतगोविन्द ' को ' गीति नाटक" कहा है । अर्थात्‌ एेसा नाटक जो 
कि गाकर स्टेज पर खेला जा सके । कुछ मानों मे यह बात सही जान पड़ती है । लेकिन 
खुद उन्होने उसको काव्य ही माना है। 

जयदेव कौ कविता को कुछ लोगों ने आलोचना भी की है । उनका कहना है 
कि जयदेव ने राधा-कृष्ण के प्रेम में साधारण मनुष्यों के प्रेम की कल्पना करके कृष्ण- 











१३८ संस्कृत साहित्य को कहानी 


भक्त लोगों के मन को ठेस प्हँचाई । लेकिन राधा-कृष्ण का यह प्रेम भक्ति का ही एक 
अग हे। उसे " माधुर्य भक्ति" कहा जाता है । मधुर-भाव से राधा-कृष्ण की भक्ति करने 
के कारण ही "माधुर्य भक्ति' का उदय हुआ। मनुष्य के प्रेम मेँ क्षण भर का आनन्द 
होता हे । लेकिन माधुर्य भक्ति से स्थायी आनन्द की प्राति होती है । राधा-कृष्ण का यह 
प्रम जीव ओर आत्मा के मिलन का दूसरा रूप है । 
जयदेव कौ कविता में कुच बाते ओर है । शब्दों ओर ववयं की जो सुन्दर छा 
उसमें देखने को मिलती है, वैसी संस्कृत के दूसरे कवियों मे नहीं हे। इस माने में 
जयदेव को विश्व के कवियों मे रखा जा सकता हे। उन्होने अपनी कविता के लिए 
एेसे छन्द चुने, जो बड़ ही मधुर है ओर जिनको सुनते-सुनते मन नहीं अघाता, बल्कि 
लगातार सुनने को मन चाहता है । उनकी कविता कौ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
संस्कृत न जानने वाला भी उसको सुनने-मात्र से ही विभोर हो जाता है। 
जयदेव की कविता कौ इन सभी बातों ने उनको जनता का कवि बना दिया। 
उनकौ अकेली पुस्तक ने साहित्य को एक बडा भण्डार दिया। उस पर छोरी-बडी 
लगभग पतीस टीकाएँ लिखी गयीं । उसकी नकल पर लिखी जाने वाली पुस्तकों की 
संख्या तो इससे भी अधिक है । 
एसा मालूम होता है कि जनता के मन मे उनकी कविता ने घर बना लिया था। 
बंगाल में ही नहीं, देश के दूसरे छोरों मे भी उनकी कविता उसी युग में अपनी जगह 
बना चुको थी । उड़ीसा के राजा प्रताप रुदरदेव ने तो अपने राज्य मे यह मुनादी करा दी 
थी कि कोई भी नाचने-गाने बाला केवल ' गीतगोविन्द ' के पदों को ही गा सकेगा । यह 
राजा १५बीं शती में हुआ। 
संस्कृत साहित्य पर "गीतगोविन्द" का जो प्रभाव पडा उसकी चर्चा ऊपर की जा 
चुको हे। कला के क्षत्र मेँ भी उसको बहुत बड़ पैमाने पर अपनाया गया। मुगलों ओर 
राजपूतों के द्रवारों मेँ उनकी कविताओं को चित्रो के रूप में साकार किया गया। पूर 
` गीतगोविन्द" पर भी चित्र बने। राजपूत कलम, दक्षिण कलम, मुगल कलम ओर 
पहाड़ कलम के कई चित्रकारो ने उसकी सुन्दर छवियों उतारी । इस प्रकार चित्रकला 
को भी उसने प्रभावित किया। 
संस्कृत के अलावा उसका प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा। उसको आधार 
बनाकार हिन्दी के रीतिकाल के कवियों ने श्रंगार तथा प्रेम कौ कई पुस्तके लिखीं। 
भारत कौ अन्य प्रादेशिक भाषाओं मेँ भी उसके आधार पर पुस्तके लिखी गयीं । 
बंगाल के जिस गोव में जयदेव का जन्म हुआ था उसे आज ' जयदेवपुर ' नाम 
से कहा जाता हे । उनकी यादगार के लिए यह सराहनीय कार्य है । इस गव मे आज भी 
हरेक वर्षं पौष माह कौ शुक्ला सप्तमी तिथि को जयदेव जयन्ती मनायी जाती है। उस 
दिन वहां एक मेला भी लगता है। 


इस तरह जयदेव को कविता ने संस्कृत मेँ ही नही, भारत के अन्य कवियों ओर 
लेखकों को रचनाओं मे भी जगह पायी। जैसे संस्कृत कवियों को वैसे ही अन्य 





उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य १३९ 


भारतीय भाषाओं के कवियों को उससे प्रेरणा मिली । साहित्य कौ ही तरह वे लोक में 
भी अपनाये ओर सराहे गये। लोकजीवन को प्रभावित कर वे लोककवि कहलाये। 
लोकजीवन पर उनको इतनी गहरी छाप अंकित हुई कि पिछले सैकड़ों वर्षो से लेकर 
अब तक उनकी यादगार में मेले लगते आ रहे है । लोग बडे उत्साह ओर उमंग से 
इक होकर अपने इस लोकप्रिय कवि कौ कविताओं को गाते ओर खुशियां मनाते हे ! 


बिल्हण ओर उनका युग 

जीवनी ओर समय 

संस्कृत कौ इस कहानी में हमने पदा कि अधिकतर कवियों ने अपने बारे में 
कुछ नहीं लिखा। इसलिए उनके जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती । 
लेकिन बिल्हण उन कवियों में नहीं हँ । बाण की तरह उन्होने भी अपने बरे में कई 
बातें बतायी हैँ । अपनी इस जीवन-कथा को उन्होंने अपनी पुस्तक “ विक्रमांकदेवचरित। 
मे लिखा हे। 

उनको इस आत्मकथा से मालूम होता है कि वे काश्मीर में पैदा हुए थे। उनके 
समय प्रपरपुर काश्मीर की राजधानी थी । उसी के पास खोनमुख नाम का एक गाँव 
था । उसी गोँव में बिल्हण पेदा हुए। 

उनके पिता का नाम ज्येष्ठकलश ओर उनकी माता का नाम नागदेवी था। इष्टराय 
ओर आनन्द उनके दो भाई थे। काश्मीर में ही उन्होने पदा-लिखा। उस समय काश्मीर ` 
को विद्या का केन्द्र माना जाता था। पढाई पूरी करने के बाद वे मथुरा, काशी, ऊन्नौज 
ओर प्रयाग आदि शहरों मे घूमे। ये शहर भी उस समय देश के नामी विद्या कन्दरो में 
गिने जाते थे। 

अपने समय के इन प्रसिद्ध नगरों का भ्रमण कर उन्होने अपने लिए अनेक तरह 
के अनुभव बटोरे। अच्छे-अच्छे विद्वानों से मिलकर अपने ज्ञान को बढाया। काफी 
जानकारी ओर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होने अपने लिए अच्छे ठिकाने की खोज की। 
वे अनहिल नाद के राजा त्रैलोक्यमल के राजदरबार मे गये । वहाँ उनको राजकवि का 
आसन मिला। 

कुछ दिन बाद ही वे अपने लिए अच्छा ठिकाना खोजने के लिए वहाँ से भी 
निकल पड़े। वे कल्याण के चालुक्य राजा छठे विक्रमादित्य के यँ पहंचे। उनकी 
प्रतिभा ओर जानकारी से प्रसन होकर राजा ने उनको अपना राजकवि बना दिया। 
उनको अपने दरबार को सबसे बड़ी उपाधि 'विद्यापति" से सम्मानित किया। 

कल्याण के इस चालुक्य राजा छट विक्रमादित्य का समय १०७६ से १९२६ 
ईसवी माना जाता हे । इसी राजा के यहोँ रह कर बिल्हण ने अपनी सबसे बड़ी पुस्तक 
"विक्रमांकदेवचरित' लिखी। इस पुस्तक को उन्होने १०८५ ईसवी के आस-पास 
लिखा। इस आधार पर बिल्हण का समय ग्यारहवीं शती के बीच वैठता है । उसको 
नीते आज नौ सौ वर्षो का समय हो रहा है। 


# 











१४० संस्कृत साहित्य को कहानी 


बाद के कवियों मे बिल्हण का नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि उन पर पुस्तके 
लिखी गयीं । उनको जीवनी को लेकर तंजोर के सुन्दरेश शर्मा ने "प्रेमविजय' नाम से 
एक नाटक लिखा । इस नारक को लिखे लगभग साठ-सत्तर वर्ष हो रहे हैँ । इस नारक 
में सुन्दरेश शर्मा ने बिल्हण कौ कहानी को बडे अच्छे तरीके से संजोया है । 


बिल्हण को पुस्तके 
बिल्हण ने तीन पुस्तके लिखीं। उनके नाम ॒है-- १. चौरपंचाशिका, 
२. कर्णसुन्दरी ओर ३. विक्रमांकदेवचरित। 


चौरपंचाशिका 

" चौरपंचाशिका' बिल्हण कौ पहली पुस्तक है। यह कालिदास के ' मेघदूत ' के 
तरीके पर लिखी गयी हे । यह छोटी-सी पुस्तक है। इस पुस्तक के बरे मेँ एक 
कहावत हे । कहा जाता है कि बिल्हण का किसी राजकुमारी से प्रेम हो गया था। इस 
अपराध के कारण राजा ने बिल्टण को फांसी कौ सजा दे दी थी। उन्हीं दिनों बिल्हण 
ने ' चौरपंचाशिका' लिखी । इस पुस्तक में उन्होने अपने प्रेम की कहानी को लिखा। 

यह पुस्तक इतनी सुन्दर थी कि एक दिन उसकी बात राजा के कानों तक 
पहुची । राजा ने उसको पढ़ा । राजा पर उसका गहरा असर हुआ। राजा ने बिल्हण कौ 
फांसी कौ सजा से बरी कर दिया। इतना ही नही, उसने राजकुमारी के साथ बिल्हण 
का विवाह तक कर डाला। 
इसी कथा को बिल्हण ने " चौरपंचाशिका' मे संजोया है। यह एक सुन्दर 
प्रमकथा है । 

" चौरपंचाशिका' कौ इस प्रेम-कहानी को बिल्हण के जीवन से जोडना उचित 
नहीं जान पड़ता हे । जिन लोगो का एेसा कहना है उनकी बात का कोड आधार नही 
हे । यह बात मनगढन्त मालूम होती है । उसके दो कारण हे । पहले तो इस कथा में 
कहीं भी बिल्हण ने यह बात नहीं कही है । दूसरे 'विक्रमांकदेवचरित' मे उनकी जो 
जीवनी दी गयी है उसमें भी इसकी कहीं चर्चा नहीं की गयी है। 

बिल्हण को यह पुस्तक देखने मेँ भले ही छोटी है लेकिन उसकी कविता नडी 
सरस ओर मधुर है । उसको भाषा बड़ी सरल है। थोडे ही संस्कृत पठे-लिखे की समञ्च 
मँ आ सकती है । उसमे जो बातें कही गयी है वे सीधे मन पर असर करती है । 


कर्णसुन्दरी 

उनकौ दूसरी पुस्तक का नाम हे ' कर्णसुन्दरी ' । यह एक छोटी-सी नाटिका है। 
इस नाटिका को उन्होने उस समय लिखा था जब वे अनहिलनाद ( गुजरात) के राजा 
कण्दिव त्रैलोक्यमल के दरबार मेँ राजकवि थे। इसे राजा कर्णेव त्रैलोक्यमल पर 
लिखा गया है। 

इस पुस्तक मेँ दूसरी बातों के अलावा एक बडे काम की बात जानने को 
मिलती है । राजा त्रैलोक्यमल के समय का समाज ओर रीति-रिवाजौं का बड़ा अच्छा 


उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य १४१ 


वर्णन इसमे किया गया है । उस समय के इतिहास के बारे में भी इस नाटिका से बड़ी 
मदद मिलती है। 


विक्रमांकदेवचरित | 

“विक्रमांकदेवचरित' उनकी तीसरी पुस्तक हे । यह महाकाव्य हे । इसमें अठारह 
सर्ग हें । इन अठारह सर्गो मे दसवें सर्ग को छोड कर चालुक्य राजा विक्रमांकदेव कौ 
कहानी कही गयी है । दसवें सर्गं मे बिल्हण ने अपने जीवन के बरे मे लिखा है। इन 
दोनों कथाओं को इतिहास की घटनाओं में बंधा गया है। इसलिए उसे एतिहासिक 
महाकाव्य कहा जाता हे । 

पुस्तक कौ कथा को राजा विक्रमांक के पिता राजा आह्वमह्ल देव से शुरू 
किया गया है। उसके बाद राजकुमारी चन्द्रलेखा के विवाह का वर्णन किया गया हे। 
अन्त में दक्षिण के चोल राजाओं की पराजय की कहानी कही गयी हे। 

इसी कथा को अठारह सर्गो में फेलाया गया हे । इस पुस्तक का नाम उसको कथा 
के कारण कम, लेकिन उसमें जो दूसरी बातें कही गयी हैँ उनके कारण अधिक हे । 

बिल्हण की यह पुस्तक बाण के " हर्षचरित" ओर कल्हण कौ 'राजतरंगिणी' के 
ठग पर लिखी गयी है। इसमें जो घटनाएँ दी गयी हैँ, इतिहास की जांच से वे सही 
बैठती है । चालुक्य राजाओं के जो शिलालेख मिले हँ उनसे पुस्तक कौ घटनाएं 
मिलती-जुलती है| 

दक्षिण भारत के इतिहास मे चोल राजाओं ओर चालुक्य राजाओं का बड़ा नाम 
है । इन दोनों नामी राजवंशों के समय दक्षिण भारत कौ क्या हालत थी, इस पुस्तक मे 
उसका अच्छा चित्र उतारा गया हे । उनके समय में दक्षिण भारत कहां तक फेला हुआ 
था ओर वहाँ की प्रजा मे कला-कौशल तथा साहित्य के लिए कितनी सुचि थी, इसका 
भी अच्छा परिचय मिलता हे। 

जैसा कि पहले बताया गया हे, बिल्टण खुद भी घुमन्तू तबीयत के थे। उनकी 
पुस्तकों मे उनके इस घुमन्तू जीवन की कई ज्ौकियोँ देखने को मिलती हैँ । उस समय 
के समाज ओर धर्म कौ बाते कही गयी है । हं, कहीं-कहीं तो राजा विक्रमांकदेव कौ 
प्रशंसा के पुल बंध दिये हेँ। 

फिर भी इस पुस्तक में उन्होने इतिहास की घटनाओं को बोधने की ही कोशिश 
की है। लेकिन वह कोरा इतिहास नहीं है। उसमे कविता का भी आनन्द है । पुस्तक 
४ की घटनाओं के कारण ही नही, कविता की सुघराई के कारण भी सराही 
जाती हे। 


बिल्हण की कविता 
इस कहानी मे हमने पाया कि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति ओर बाण ने 
अपनी कविता में संस्कृत को जो सरस धारा बहायी थी उसमे सारे देश की आत्मा ज्युम 

















१४२ संस्कृत साहित्य कौ कहानी 


उटठी थी। उसका कारण था। इस धरती पर जो खुशहाली थी, खासियत थी, सुन्दरता 
थी, अपनी कविता में उन्होने उसे बिखेर दिया था। तब से कई युग बीत गये, संस्कृत 
का वह जमाना भी लद गया। लेकिन जनता के मन मेँ अपने इन प्यारे कवियों की छाप 
आज भी अमिर है। हम भले ही संस्कृत न जानते हों, लेकिन अपने इन कवियों को 
जरूर जानते हें । 
बिल्हण एसे ही कवि थे। वे इतने बढे-चदे तो नहीं थे। लेकिन उनकी कविता 
को परख बड़ी ऊंची थी। उनकी कविता साधारण जनता की समञ्च के लायक थी। 
उन्होने उन बातों को अपनी कविता में बोधा, जिनसे जन सामान्य परिचित था। 
भवभूति के युग को तरह बिल्दण के युगमें भी एेसे लोगों कौ कमी नहीं थी, जो 
कविता को चिल्ली उड़ाने मेँ चतुर थे। एक जगह उन्होने लिखा है, "जो लोग बुरी नीयत 
के होते हँ वे अमृत का स्वाद देने वाली कविता मे भी दोष, निकालने की कोशिश करते 
हे । किसी ने सच ही कहा है, ऊट को अगर घास के हरे-भरे मैदान मे भी छोड़ दिया जाय 
तो वहां भी बबूल के कंटीले जाडं की ही खोज करता-फिरता है ।' 
इस युग मे शायद कविता कौ चोरी करने मेँ लोग दक्ष होते थे। वे बडे-बडे 
कवियों के भावों को चुराकर खुद ही कवि बनने की कोशिश करते थे। इस बरे में 
बिल्हण ने लिखा है कि, ' बड़े-बड़े कवियों के भावों को छोरे-छोरे कवि चुरा लेते हे । 
लेकिन इससे उनमें कोई फर्क नहीं आने पाता। समुद्र से दैत्यों ने अनगिनत रत्र को 
निकाला था लेकिन उससे समुद्र मे कोई फर्क न पड़ा। समुद्र को आज भी रत्नाकर कहा 
जाता हे।' 
कवि तो प्रजापति होता है, विधाता होता है। वह जिसको जैसा चाहता दै, वैसा 
नना देता है । वह राजाओं ओर राज्यों को ननाने-बिगाडने में भी समर्थ होता है। 
उदाहरण के लिए- 
लकाप्तेःसकृचितं यशो यद्‌ यत्‌ कोर्तिपात्रं रघुराजपुत्रः। 
स सर्वे एवादिकवेः प्रभावो न कोप़नीयाः कवयः; क्षितीनरैः॥ (वि० १-२७) 
(राम के यश को फैलाने ओर रावण की कीर्ति को मिटाने का एकमात्र कारण 
वाल्मीकि मुनि ही थे) । बिल्हण का कहना है कि- 
फृथ्वीफतेः सन्ति न यस्य पार्ध्वे कवीश्वरास्तस्य कुतो यश्थासि। 
भूपाः कियन्तो न बश्रूवुर्व्या जानाति नामापि न कोऽपि तेषाम्‌ ॥ (वि० १-२६) 
इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे कवियों का कभी भी निरादर न करं । 
कविता को बिल्हण ने मन के मोद कौ नस्तु माना है । जिनका मन कविता के 
पदठ्ने-सुनने से प्रसन नहीं होता, जान लो कि उसकी प्रसन्नता का स्रोत ही सूख गया 
हे । एेसे लोगों के लिए कविता लिखना, न लिखना, दोनों बराबर है ।' 
इस प्रकार उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य मेँ बिल्हण की कविता को अधिक 


अपनाया गया। उसकी सराहना की गयी। 


१ 


च रा त वका कव क चा» " "कक 


उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य ध १४२ 


पण्डितराज जगन्नाथ ओर उनका युग 


जीवनी ओर समय 

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में जयदेव ओर बिल्हण के बाद पण्डितराज 
जगन्नाथ का नाम आता हे । पण्डितराज संस्कृत के उन इने-गिने विद्वानों मे से हुए, जिन 
पर लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनों कौ समान कृपा थी। इस देश की जनता के मन पर जो 
अपनी कविता की अमिट छाप छोड गये, पण्डितराज का नाम उन कवियों में सेहै। 
वाल्मीकि, कालिदास ओर भवभूति कौ पिछली पीढियों ने संस्कृत को जो कुक दिया, 
उसको आगे बढाने वाले कवियों में पण्डितराज का भी एक नाम है । पिछली पीढियों 
से संस्कृत कौ महान्‌ विरासत कौ जो अनेक धाराएं प्रवाहित होती चली आ रही थीं, 
पण्डितराज ने कई पुस्तक लिख कर उनको आगे बढाया । 

संस्कृत कौ इस कहानी मेँ पण्डितराज का इसलिए भी नाम है कि उनके बाद फिर 
इतना महान्‌ काव्यशाखरी ओर समालोचक नहीं हुआ। इस लम्बी कहानी के वे आखिरी 
बिन्दु थे। उन्होने संस्कृत भाषा को वह गौरव दिया, जो कालिदास ओर भवभूति ने दिया 
था । उनको इन महानताओं कौ चर्चा करने से पहले उनके बरे में कुछ जान लिया जाय । 

पण्डितराज दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पेरू भट ओर 
उनकी माता का नाम लक्ष्मीदेवी था। अपने माता-पिता के ये नाम उन्होने अपनी सभी 
पुस्तकों के अन्त मे खुद ही लिखे हे । वे तैलंग ब्राह्मण थे। दक्षिण के तैलंग ब्राह्मणों ने 
संस्कृत कौ थाती को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। 

एेसा मालूम होता है कि बालकपन मेँ उनकी शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह से हुई 
थी । अपनी जवानी के दिनों में ही उन्होने कई शास्त्र पट लिये थे। चारों ओर उनके 
नाम कौ चर्चा होने लगी थी। 

वे दक्षिण भारत में पेदा हुए। लेकिन पढाई उनकी काशी मेँ हुई थी। मथुरा में 
भी उन्होने कुक दिन बिताये। 

पण्डितराज उनका असली नाम नहीं था। माता-पिता ने उनको जगन्नाथ नाम 
दिया था। ' पण्डितराज', उनको उपाधि है । यह उपाधि उनको मुगल शाहंशाह शाहजहां 
ने दी थी। एेसा कहा जाता है कि शाहंशाह शाहजहाँ ने उन्हे अपने बडे पुत्र दाराशिकोह 
को संस्कृत पटाने के लिए दरवार मे रखा था। उनके गुणों ओर उनकी विद्या-बुद्धि से 
खुश होकर शाहजहां ने उन्हे अपने दरबार का कवि बनाया था। 

मुगल सल्तनत के इतिहास मे मुगल सम्रार्‌ शाहजहाँं का कला-प्रेम बडे आदर 
से याद किया जाता है । अपने इसी प्रेम के कारण उन्होने कवि जगन्नाथ को अपने यहां 
रखा था। नाद मे दरबार के सबसे बडे खिताब ' पण्डितराज ' से उनका सम्मान किया। 

पण्डितराज दिल्ली दरबार मे शायद कुक ही दिनों रहे। अपनी जवानी का 
अधिकतर भाग उन्होंने दिली में ही बिताया। बाद मे वे मथुरा तथा काशी चले गए। 

उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे विचारों के बड़े उदार थे। जात-पाँत 
के भेद-भावों को नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होने एक मुसलमान कन्या से विवाह 








अ. संस्कृत साहित्य को कहानी 


कर लिया था। 
यवनी नवनीतकोमलाङ्गी, शयनीयेयदि नीयते कदाचित्‌ । 
अवनीतलमेव साधु मन्ये नवनी माधवनी विनोद हेदुः॥ 
वृदे होने पर जब वे हिन्दू धर्म के अनुसार काशी आए तो यहो के पण्डितो ने 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एेसा भी कहा जाता है कि उनको जाति से 
अलग कर दिया गया था। इस पर उन्होने ' गंगालहरी ' कौ रचना कौ । उसे पटकर 
उन्होने गंगाजी से प्रार्थना कौ सुना जाता है कि पण्डितराज की उस अगाध भक्ति को 
जानकर गंगाजी ने उन्हँ अपनी गोद में ले लिया। 
इस कहानी मे कितना सच्चाई हे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके बरे में 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे विचारों के बडे उदार थे। यदि ब्राह्मण होकर 
उन्होने किसी मुसलमान लड़की से शादी की भी हो तो कोई अचरज नहीं । जहोँ तक 
उनको जाति से निकाल देने कौ नात है, उस युग में एेसा होना कोई अनहोनी बात नहीं 
थी । गोस्वामी तुलसीदासजी को काशी के पण्डितं ने एक छोरी-सी बात पर ही 
तिरस्कृत कर दिया था। उन पर यह दोष लगाया गया था कि उन्होने संस्कृतमें न 
लिखकर जन्म-बोली हिन्दी मे लिखा। 
काशौ के पण्डितो से पण्डितराज की अनबन होने का एक कारण दूसरा भी था। 
उन्होने अपनी पुस्तकों मँ काशी के दो नामी विद्वानों की पुस्तकों की खुलकर 
आलोचना कौ थी। उन विद्वानों के नाम है- भदरोजि दीक्षित ओर अप्यय दीक्षित । इससे 
अप्पय दीक्षित पण्डितराज के बडे खिलाफ थे। काशी के पण्डितां को पण्डितराज के 
खिलाफ भड्काने मेँ यदि अप्पय दीक्षित का हाथ रहा हो तो आओधरज नहीं । 
पण्डितराज कौ जीवनी के वारे मेँ इतना ही जानने को मिलता है । 
वे कब हुए, यह साफ हे। वे शाहजहँं के दरबार मे रहे। उनके खानखान 
असफखों ओर उनके पुत्र दारा पर पण्डितराज ने पुस्तके लिखी है । इसलिए स्पष्ट है 
कि पण्डितराज जगन्नाथ आज से तीन सौ वर्षं पहले, सत्रहवीं शती मे हुए्‌। 


पण्डितराज की पुस्तके 

पहले लिखा जा चुका है कि पण्डितराज को उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का 
सबसे बड़ा लेखक माना जाता है । उसका कारण यह है कि उन्होने कर विषयों पर 
पुस्तके लिख कर संस्कृत कौ महान्‌ विरासत को आगे बढाया। उन्होने नयी-नयी 
पुस्तक लिख कर संस्कृत को मन्द पडती हुई ज्योति को चमकाया। समाज का ध्यान 
संस्कृत कौ ओर लगाया । उस युग के पण्डितो को जगाया । 

पण्डितराज ने लगभग तेरह पुस्तके लिखीं । उनके नाम इस प्रकार रहै- 
१. गंगालहरी या पीयूषलहरी, २. सुधालहरी, ३. अमृतलहरी, ४. करुणालहरी, 
५. लक्ष्मीलहरी, ६. यमुना वर्णन, ७. आसफविलास, ८. प्राणाभरण, ९. जगदाभरण, 
१०. चित्रमीमांसा खण्डन, ११. मनोरमा कुच मर्दन, १२. रसगंगाधर ओर 
१२३. भामिनी विलास । 


उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य १४५ 


" गंगालहरी ' मे गंगाजी कौ स्तुति को गयी है। "सुधालहरी" में सूर्य कौ स्तुति 
हे । अमृतलहरी ' में यमुनाजी कौ स्तुति हे । ' लक्ष्मीलहरी ' मे लक्ष्मीजी की स्तुति है। 
“यमुना वर्णन' का नाम ही देखने को मिलता है । जैसा कि उसके नाम से मालूम होता 
है, उसमें यमुनाजी कौ छटा का वर्णन किया गया होगा। 'आसफविलास' भी इस समय 
नहीं मिलता उसे शाहंशाह शाहजहँ के खानखानाआसफ खां पर लिखा गया था। 
'प्राणाभरण' में कामरूप (आसाम) के राजा प्रभुनारायण कौ तारीफ की गयी है। 
"जगदाभरण' दारा पर लिखा गया है । 'चित्रमीमांसा खण्डन ' मे अप्पय दीक्षित कौ 
“चित्रमीमांसा' नामक पुस्तक के दोषों को गिनाया गया है। मनोरमा कुचमर्दन' में 
भट्टोजि दीक्षित कौ ' मनोरमा" नामक पुस्तक की आलोचना कौ गयी है । 

इन ग्यारह पुस्तकों मे से पहली पांच पुस्तकों मे पण्डितराज के भक्त मन कौ 
अतल गहराई देखने को मिलती है। उनमें अपने को तारने ओर उबारने कौ विनती कौ 
गयी है । उनको ' गंगालहरी ' तो इतनी लोकप्रिय है कि आज भी हमारे अधिकतर घरों 
में उसका गा-गा कर पाठ होता है । भक्तं जनों का वह कण्ठहार बन गयी हे । 

“रसगंगाधर ' पण्डितराज की प्रतिभा का अमर उदाहरण है । साहित्य सागर का 
वह अनोखा रत्न है । उसे रस पर लिखा गया है । संस्कृत में नौ प्रकार के रस माने जाते 
हैँ । उनके नाम है-- १. भंगार, २. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. वीर, ६. भयानक, 
७. वीभत्स, ८. अद्धुत, ओर ९. शान्त । 

किसी कविता को पद्ने-सुनने से जो आनन्द मिलता है वही रस है। 
पण्डितराज ने अपनी इस पुस्तक में दिखाया है कि जिस तरह हमारे शरीर मे आत्मा है 
उसी प्रकार काव्य कौ आत्मा रस है । इस बात को कोई दूसरे लोगों ने भी माना है। 
लेकिन पण्डितराज ने उस पर पूरी की पूरी पुस्तक लिखकर सब को मात कर दिया है। 
इस पुस्तक के कारण उनको ' आचार्य ' कहा जाता हे । 

इस तरह पण्डितराज को संस्कृत मे कवि ओर आचार्य, दोनों तरह का सम्मान 
दिया गया है। 

उनके जीवन कौ यादगार उनकी पुस्तक ' भामिनीविलास ' है । यह पुस्तक उनके 
काव्य-प्रेम को अमर निधि है। उसमें महाकवि कालिदास कौ कविता की सरसता ओर 
जयदेव के गीतों की छटा देखने को मिलती है । 

उसमे चार विलास या अध्याय हैँ । उनके नाम है-- १. प्रास्ताविक विलास, 
२.शंगारविलास, २. करुण विलास ओर ४. शान्त विलास । इन चारों विलासं मे कविता 
कौ जो रस-धारा उन्होने बहाई है, सारे कविताप्रमी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हे । 


पण्डितराज क्की कविता 

पण्डितराज ने कई पुस्तके लिखी । उनमें अनेक तरह की बातें कहीं । किसी में 
उन्होने अपने भक्त मन की सादगी को जाहिर किया। किसी में साहित्यशाखर की 
गम्भीर बातों की चर्चा की। किसी में अपने गम्भीर व्याकरणशाख की जानकारी को 
पेश किया। लेकिन रहे वे अंत तक कवि ही । कविता के लिए उनमें अथाह प्रेम था। 








१४६. संस्कृत साहित्य को कहानी 


अपने मन को गहराइयों को उन्होने कविता में प्रगट किया। अपने कविता-प्रेम को 
उन्होने इस प्रकार जाहिर किया है- 

“मेरी अच्छी कविता, जिसमें र॑चमात्र भी दोष नहीं; जो सुनने मे अच्छी लगती 
हे; जिसमें मैने एक-एक को संजो करके रखा हे, मेरी प्यारी ओर सुन्दरी स्त्री कौ तरह 
है, जो कि मुञ्च से कभी भी जुदा नहीं होती ।' 

अपनी कविता पर पण्डितराज को बड़ा गर्व था। उन्हें पूरा विश्वास था कि 
उन्होने जो कुक लिखा है उसे पट्-सुनकर कोई भी कविताप्रेमी आनन्दविभोर हए 
बिना नहीं रह सकता। उन्होने लिखा है- 

"जिसको कविता को सुनने के लिए सरस्वती भी अपनी वाणी तथा वीणा को 
बजाना बन्द कर देती हँ, उस पण्डितराज कौ कविता को सुन कर कोई व्यक्ति अगर 
ज्ूमने ओर वाह-वाह न करने लगे तो समञ्च लो वह निरा मूर्ख हे ।' 

अपने किसी विरोधी को कविता के तीरों से घायल करदेन मेवे कुशल थे। 
उनके कहने का तरीका सीधा नहीं था। वे घुमाकर कहते थे। लेकिन जिस पर चोर 
करते थे वह तिलमिला जाता था। उन्होने एक जगह लिखा है- 

" राजहंसों के जिस सरताज ने खिले हुए कमलो से भरपूर मान-सरोवर के 
निर्मल जल में अपनी आयु के दिन बिताये हो, भला तुम्हीं बताओ, वही अब मेढकों 
से खचाखच भरे किसी कोचड़सने तालाब में केसे रह सकता है 2 । 

उन्होने शायद यह बात अपने किसी आश्रयदाता राजा के वारे मेँ कही है। 
बादशाह शाहजहां के दिल्ली दरबार मे रहने के बाद वे किसी छोरे-मोटे रजवाडे में कैसे 
रह सकते थे। यही बात उन्होने यहाँ कही है । अन्यत्र उन्होने लिखा है- ` 

दिछीश्चरो का जगदीश्चरो काः मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थ । 
अन्यैन केनापि तृण दत, शाकाय वा स्या्ककणाय वा स्यात्‌॥ 

(उनको मनो्वाछा को दिह्लीश्र या ईश्वर ही पूरा कर सकते है, अन्य लोगों से 

प्रदत्त धन नमक या शाकमात्र के लिये ही हो सकता है) 


इस तरह पण्डितराज संस्कृत भारती के अमर पुत्र थे। उनकी कविता आज ओर 
दूर भविष्य तक हमें प्रेरणा देती रहेगी । 


(= 


। 





संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 


वेद 
१. ऋगवेद, २. यजुर्वेद (शुक्ल एवं कृष्ण), २. सामवेद, ४. अथर्ववेद । 


प्रमुख उपनिषद्‌ 
१. ईशावास्य, २. केनोपनिषद्‌, २. कठोपनिषद्‌, ४. प्रश्नोपनिषद्‌, ५. मुण्डकोपनिषद्‌, 
६. माण्डूक्योपनिषद्‌, ७. तैत्तरीयोपनिषद्‌, ८. एतेरेयोपनिषद्‌, ९. छान्दोग्योपनिषद्‌, 
१०. वृहदाण्यकोपनिषद्‌, ११. कौषातकी उपनिषद्‌, १२. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌। 


महापुराण 
१. विष्णुपुराण, २. भागवतपुराण, ३. अग्निपुराण, ४. मत्स्यपुराण, ५. मार्कण्डयपुराण, 
६. भविष्यपुराण, ७, ब्रह्माण्डपुराण, ८. ब्रह्मवैवर्तपुराण, ९. ब्रह्मपुराण, १०. वामनपुराण, 
१९. वराहपुराण, १२. वायु पुराण, १३. नारदपुराण, १४. पद्मपुराण, १५. लिगपुराण, 
१६. गरुणपुराण, १७. कूर्मपुराण, १८. स्कन्दपुराण। 


रामायण ( वाल्मीकि ), महाभारत ( वेद व्यास ) 


प्रमुख काव्य 
रघुवंश, कुमारसम्भव (कालिदास), किरातार्जुनीय (भारवि), शिशुपालवध (माघ), 
नैषधीयचरित (श्रीहर्ष), विक्रमांकदेवचरित (बिल्हण) । 


प्रमुख नाटक 
अभिज्ञान शाकुन्तल (कालिदास), स्वप्नवासवदत्तम्‌ (भास), मृच्छकरिक (शुद्रक), 
रत्नावली (हर्ष), वेणीसंहार (भटनारायण), उत्तररामचरित (भवभूति) । 





प्रमुख गद्य-काव्य 
बृहत्कथा (गुणाढ्य), दशकुमारचरितम्‌ (दण्डी), हर्षचरित, कादम्बरी (बाणभट्‌) 


प्रमुख गीतिकाव्य 
ऋतुसंहार, मेघदूत (कालिदास), नीतिशतक (भर्तृहरि), गीतगोविन्दक काव्यम्‌ 
(जयदेव), गंगालहरी, भामिनीविलास (पण्डितराज जगन्नाथ) | 


नीति कथा साहित्य 
पञ्चतन्त्र, हितोपदेश (विष्णु शर्मा), कथासरित्सागर (सोमदेव), वृहत्कथामञ्जरी 
(क्षमेनद्र) । 
ध 

















संस्कृत साहित्य को कहानी 


देववाणी संस्कृत अपने शब्द भण्डार, व्याकरण, भाषाशस्त्र 
तथा साहित्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त समृद्ध भाषा है। संस्कृत- 
संस्कृति ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, भाषा ओर साहित्य को 
अनेक रूपों में प्रभावित किया है। भारत को सभी भाषाएं संस्कृत से 
जीवनी शक्ति ग्रहण करती रही हैँ । यह हमारे ज्ञान ओर संस्कृति को 
धरोहर है, इससे हम रस ग्रहण करते हैँ, यह हमें सभ्य, सुशील ओर 
समृद्ध बनाती है। संस्कृत भाषा तथा साहित्य कश्मीर से कन्याकुमारौ, 
द्वारका से कामाख्या तक देश को एक सूत्र मेँ बाँधती है। 


जिन्होने संस्कृत भाषा का विधिवत अध्ययन नहीं किया है 
उनके लिए संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि से परिचित होने कों 
अपिक्षा है । संस्कृत साहित्य कौ कहानी इसी दष्ट से प्रस्तुत कौ गयी 
है ताकि जनमानस को संस्कृत वाङ्गमय कौ जानकारी हो सके ओर 
संस्कृत साहित्य के अध्ययन मेँ उनकी रुचि जागृत हो। 

संस्कृत वर्षं (१९९९-२०००) के अवसर पर प्रकाशित यह 
पुस्तक संस्कृत-संस्कृति प्रेमियों के लिए प्रेरक सिद्ध होगी, 
एेसी आशा है। 





विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 





